श्रमण भगवान महावीर को पच्चीस-सौ वीं निर्वाण तिथि समारोह के उपलक्ष्य में 


इन्द्रभूति गीतम 


एक अनुशीलन 


[ 'गणधर इन्द्रभूति गौतम! पर सर्वेधा मौलिक, तथा शोधपूर्णो श्राकलन ] 


लेखक आशीर्वचन 


श्री गणेश मुनि शास्त्री उपाध्याय श्री अमर सुन्ति 
७ 
संपादक : भूमिका 


श्रीचन्द सुराना 'सरस' डा० जगदीश चन्द्र जेन 
एम० ए० पी-एच० डी० 


सनन्‍मति ज्ञान पीठ, आझागरा-२ 


सनन्‍्मति साहित्य रत्नमाला का ११४ वां रत्न 


छ 
पुस्तक . | लेखक 
इन्द्रभ्ति गौतम | श्री गणेश मुनि शास्त्री 
एक अनुगीलन साहित्यरत्वा 








सम्पादक | शमिका 
श्रीचन्द सुराता 'सरस' डॉ० जगदीशचन्द्र जैन 
एम० ए० पी-एच० डी० 





अत न्‍ ता 








प्रेरक | प्रकाशक . 
श्री जिनेन्द्र मुनि | सन्‍्मति ज्ञान पीठ _ 


'काव्यतीर्थ) | लोहामण्डी, आगरा 


सुद्रक ; | मूल्य 
प्रेम इलेक्ट्रिक प्रेस | चार रुपये 
आगरा 
प्रथम प्रकाश 
अक्टूबर १९७० 


ज्ञान के देवता 

विज्ञान के अध्येता 
तकंणास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित 
मरुधरा के भूपण 

क्रियानिष्ठ 

तपोधन 

महामनीषी 

स्वर्गीय 

आचार सम्राट 

श्री अमरसिह जी महाराज की 
पावन-पुण्य स्मृति में 

सादर 

सविनय 

समर्पण" न 


“गणेश मृनि 


आशीरवंचन 
के 





गणघर इन्द्रभूति का महाप्राण व्यक्तित्व श्रमण परम्परा के 
समग्र गौरव का एक पिंडीश्रूत रूप है । 
श्रूत महासागर की असीम-अतल गहराई में पेंठकर भी सत्य 
की उत्कट जिज्ञासा, विचारों का अनाग्रह तथा हृदय की विरल- 
विनम्रता, मघुरता, सरलता का विलक्षण सगम, इच्द्रभूति के जीवन 
का अद्वितीय रूप है, न सिर्फ श्रमण सस्क्ृति मे, अपितु सम्पूर्ण भारतीय 
संस्क्रति मे भी | 
पच्चीस-सी वर्ष पूर्ष का यह महाव व्यक्तित्व श्रमण-ब्राह्मण 
परम्परा के वीच सेतु बनकर आया, और सास्क्ृतिक-मिलन, घामिक- 
समन्वय एवं वँचारिक-अनाग्रह का मार्ग प्रशस्त करने मे सफल 
हुआ । 
यचपि ऐसे असाधारण व कालातीत व्यत्तित्व का आकलन 
शन्दातीत होता है, फिर भी उसे शब्दानुगम्य बनाने का प्रयत्न युग- 
युग से होता रहा है। प्रस्तुत मे विद्वान लेखक एवं सम्पादक ने 
इन्द्रभूति के उस महामहिस छाव्दातीत रूप को शब्द-गम्य बनाने का 
स्तृत्य प्रयत्न किया है । पुस्तक का सरसरी तौर पर अवलोकन कर 
जाने पर मुझे लगा है--गोतम के व्यक्तित्व की गहराई को श्रद्धा 
एवं चितन के साथ उभारने का यह प्रयत्न वास्तव मे ही प्रशसनीय है 
तथा एक बहुत वडे अभाव की सपूर्ति भी ! 
ऐसे अनुशीलनात्मक विशिष्ट-ग्रन्थो से पाठकों की ज्ञानवृद्धि 
के साथ तत्वजिज्ञासा भी परितृप्त होगी--ऐसा विश्वास है । 


“उपाध्याय अमर मुनि 


“इन्द्रभूति गोतमः एक श्रभिमत 


जिस प्रकार ब्रह्म की महिमा को ईर्वर प्रकट करता है, 
पुरुष की महत्ता प्रकृति दर्शाती है, भगवन्त के ऐडवर्य को सन्त 
उजागर करते हैं, उसी प्रकार भगवान महावीर की अनन्त श्री को 
इन्द्रभूति गौतम ने जाज्वल्यमान किया । और भवज्वाला जान्त करने 
वाले, दुनिया की आग बुझाने वाले उन गौतम गणघर के दिव्यरूप 
को यहाँ श्री गणेश मुनि जी ने प्रकाशमान किया है । इस दिव्य ग्रन्थ 
से जन धर्म की अपूर्व प्रभावना हुई है, पाठक इसमे देखेंगे कि वीत- 
रागता और तज्जन्य समता, शाति और आनन्द ज॑न घर्मं की मूल 
पृष्ठ भूमि है । 

विद्वान लेखक को इस 'थीसिस” पर डॉक्टरेट' मिलनी चाहिये 
और उन्हे विभेष पद से विभुयित किया जाना चाहिये । 


इस अनुपम कृति के उपलक्ष मे मैं ज्ञानयोगी श्रीगणेशमुनि जी 
का तथा सम्पादक बघु का और उनके भाग्यशाली पाठकों का हादिक 
अभिनन्दन करता हूँ । 


--नारायणप्रसाद जैन 
वबम्बई 


(उरकाशकीय 


साहित्य समाज का दर्पण है'--यह उक्ति पुरानी होते हुए भी सर्वथा सार्थक 
है । जिस राष्ट्र, समाज एवं परम्परा के पास अपना साहित्य नही है, वह अन्य 
हृष्टियो से भले ही समृद्ध हो, कितु विचार एवं इतिहास की दृष्टि से तो दरिद्व प्राय' 
कहे जा सकते हैं । विचार एवं चिन्तन का अक्षय कोष ही सच्ची समृद्धि है और वही 
साहित्य के रूप मे समाज व परमपरा की प्राणप्रतिष्ठा करता है । 


सौभाग्य से श्रमण परम्परा को आज साहित्य के रूप मे विचार-चिन्तन का 
अक्षय कोप से प्राप्त है। इतिहास व साहित्य. की दृष्टि से उसकी समृद्धि एक 
गौरवास्पद विपय है | श्रमणसस्कृति के चिन्तन का सबसे प्राचीन एवं मौलिक सग्रह 
आगम' के नाम से विश्रत है । आगम साहित्य ही श्रमण विचारधारा का प्राण कहा 
जा सकता है, और उस सस्क्ृति के सपूर्ण वाइ मय का आदिखोत भी। 
आगम' के अर्थोपदेष्टा तीर्थंकर होते हैं, कितु उसकी शब्द सयोजना मे 
गणधरो को प्रखर प्रतिभा और अक्षय-शत्र्‌त सपदा का चमत्कार भरा रहता है। 
इसलिए आगम का मूलाधार तीर्थंकर होते हुए भी “गणघर' के विना उसकी आापूर्ति 
सभव नही है | इस दृष्टि से हमारे समस्त वाड मय के प्राण-प्रतिष्ठापक गणवर ही 
कहे जा सकते हैं। गणधरो की इस सूची मे इन्द्रभूति गौतम का नाम शीर्पस्थ है । 
आगम साहित्य का अधिकाश भाग आज इन्द्रभूति गौतम की जिज्ञाना और भगवान 
महावीर के समाधान के रूप मे हो है। यदि आगम वाड मय में से महावीर-गौतम 
के सवाद निकाल दिए जाय, तो पता नहीं फिर आगम में क्‍या वच पायेगा ? गौतम 
महावीर के सवाद जन वाट_मय का प्राण कहा जा सकता है। आगमो मे गौतम 
एक व्यक्ति सप में नही, कितू एक प्रखर जिज्ञासा के रूप में खडे हैं, और महावीर एक 
समाधान वनकर उपस्थित होते है । 


( १० ) 


इन्द्रभूति गौतम की देन--केवल श्र्‌त-सपदा के रूप में ही नही, कितु 
चारित्रिक सद्‌गुणो की एक सजीवमूर्ति के रूप मे भी है । इच्द्रभूति का व्यक्तित्व इतना 
विराट और वहुमुखी है कि वह ज्ञान एवं चारित्र की सुन्दर तथा सर्वागीण व्याख्या 
कहा जा सकता है । ज्ञान एवं विनम्नता, उदग्र तप सावना एवं उदार क्षमा, उच्चतम 
सनन्‍्मान तथा स्नेहिल मधुर हृदय, ऐसा दुलंभ सयोग है जो गौतम के व्यक्तित्व मे मणि- 
काचन की तरह सुगोभित हो रहा है। ऐसे सावंभौम व्यक्तित्व का शब्दाकन आज 
तक नही किया गया--यह सखेद आइचय॑ की वात है। किन्तु साथ ही गौरवपूर्ण 
हपँ भी है कि अब इस विरल व्यक्तित्व पर एक सुन्दर, सरस साथ ही मौलिक 
शोवपृर्ण कृति हमारे समक्ष आई है---इन्द्रभूति गौतम एक अनुणीलन' के रूप में । 


'इन्द्रभूति गौतम” के लेखक है श्री गणेगमुनि जी शास्त्री, जो श्रद्धं य 
श्री पुष्कर मुनि जी म० के सुयोग्य शिष्य हैं। श्री गणेश मुनि जी अब तक कई 
महत्वपूर्ण पुस्तक लिख चुके हैं, क्तु उन सबमे प्रस्तुत पुस्तक अपना अलग ही स्थान 
रखती है । इसकी सामग्रो, विषय-वस्तु एवं प्रतिपादन शैली सर्वथा मौलिक, शोधपूर्ण 
एव प्रभावोत्पादक है । अपने विषय की यह नवीन एवं पहली पुस्तक है। इसकी 
भाषा बडी रोचक, आकर्पषक और प्रवाहमयी है | दार्शनिक विषयो को भी बडी स्पष्ट 
एवं सही तुलनात्मक भाषा में सरलता के साथ प्रस्तुत किया गया है । 


पुस्तक-लेखक के साथ सपादक श्री श्रीचन्द सुराना 'सरस” भी धन्यवाद 
के पात्र है, जिन्होंने अपनी अनुभव पूर्ण सपादन कला का पूरी तन्मयता के साथ 
चमत्कार दिखाया है। पुस्तक को प्रत्येक दृष्टि से सुन्दर एवं परिपूर्ण बनाने मे उनका 
योगदान लेखक एव प्रकाजक दोनो को प्राप्त हुआ है अत वे हमारे अपने होते हुए 
भी कृतजता की पुकार के रूप मे हम उन्हे पुन धन्यवाद देते है । 


सनन्‍्मति ज्ञान पीठ का यह सौभाग्य है कि महामनीपो श्रद्धेय उपाध्याय 
श्री अमरचन्द्र जी म० का वरदहस्त प्राप्त हुआ है ।उनके निर्देशन मे सन्‍्मति ज्ञान पीठ 
आज पत्नीस वर्ष से निरतर सत्साहित्य प्रकाशन की दिग्ा मे प्रगति कर रही है। 
उन्ही की कृपा से प्रस्तुत पुस्तक हमे प्रकाशन के लिए प्राप्त हुई हैं । 


हमे आशा और विश्वास है कि अन्य प्रकाशनों की भाति ग्रस्तत प्रकाशन भी 


हमारे पाठकों को रुचिकर एवं ज्ञानवर्धक लगेगा और वे अधिकाधिक संख्या में 
अपनायेगे । 


जैन भवन 
आगरा 
३०-९--७ ० 


मंत्री 
सनन्‍्मति ज्ञान पीठ 


हाज्कका की कहलामनगबे 


विश्व के उदयाचल पर कभी-कभार ऐसे विरल व्यक्तित्व उदित होते है, 
जिनमे एक ही साथ धमं , दर्शन, सस्क्ृति और सभ्यता का उजेस्वल रूप व्यक्त होता 
है । उनकी वाणी में धर्म और दर्शन आकार लेते है, उनके व्यवहार मे सस्कृति और 
सभ्यता का रूप निखरता है। उनका जीवन ज्ञान, भक्ति एव कर्म का सजीव शास्त्र 
होता है । ऐसे महान व्यक्तित्व प्रधान महापुरुपी का अवतरण आर्य भूमि भारत मे 
सदा से होता रहा है । जिन के विचार-व्यवहार का प्रकाश आज भी धर्म और समाज 
के अचलों को आलोकित कर रहा है । 

आज से लगभग पच्चीस सौ वर्ष पूव, भारत के पूर्वांचल मे एक ऐसे ही महा- 
प्राण व्यक्तित्व का उदय हुआ था जिसके जीउन से समपंण, साधना, ज्ञान एवं चारित्र 
की चतुमु खी धाराएं एक से एक अग्न-त्रोता वनकर बही | वह महाप्राण व्यक्तित्व 
दो ससक्ृतियों का महासगम था, और सपूर्ण भारतीय सस्कृति का एक जीता जागता 
दर्शन था । तीर्थंकर वर्धमान के चरणो में सर्वात्मनगा समर्पित उस महिमाणाली 
व्यक्तित्व का नाम था--इन्द्रभूति गौतम ! 


प्रस्तत पुरतक से सदर्भ मे भगवान महावीर के उन्हीं प्रधान अतेवासी 
इन्द्रभूति गौतम की चर्चा की गई है । जन पम्परा के अतिम तीर्थंकर भगवान महावीर 
के जीवन के साथ गणवर गौतम का सम्वन्व कितना घनिष्ठ रहा हू यह आग्रमो 
के पृष्ठो का पयवेक्षण करने से स्पष्ट परिज्ञात हो जाता है । भगवान महावीर के 
दीर्घ चिन्तन को, लोक कल्याणी गिरा को जो आगम का रूप दिया गया है, उसका 
श्रेय इन्द्रभूति गौतम को है। गौतम का सम्पूर्ण जीवनदर्शन आगम व इतिहास के 
पृष्ठ-पृष्ठ पर क्षाँक-झलक रहा है, उन्हे एक साथ एक स्थान पर एकत्र करले 
आना सभव नही लगता, फिर भी अतस्थ की भावना को साकार रूप प्रदान करने 
की दृष्टि से गणधर गौतम के विराट वहुमुखी एवं सावंभौमिक व्यक्तित्व का यह 
छोटा-सा रेखाकन प्रस्तुत किया गया है, एक श्रद्धाञज्जलि के रूप मे । 

गौतम के व्यक्तित्व का सावंदेशिक सूक्ष्म चित्रण करने के लिए ज॑न वाड मय 
के प्रत्येक आगम एव प्रत्येक ग्रन्थ का आलोडन-अवगाहन करना आवश्यक है। इस 





0, औ ५) 


महान कार्य की सम्पन्नता किसी एक लेखक के द्वारा सभव नही है, तथापि हमने 
प्रयत्न पूर्वक विविध ग्रन्थों का अवलोकन एवं अनुशीलन करके आज तक के बहुत बडे 


अभाव की पूर्ति करने का प्रयत्वत किया है। आशा है यह प्रयत्त पाठकों को रुचिकर 
व ज्ञानप्रद प्रतीत होगा । 


परम श्रद्ध य कविरत्त उपाध्याय श्री अमरचन्द्र जी महाराज का निरछल 

मधुर स्नेह वरवस मन-मस्तिष्क में चलचित्र बी भाति उदबुद्ध हो ही जाता है | 

सन्मति ज्ञान पीठ जैसे सुविश्र्‌ त साहित्यिक प्रतिष्ठान से अहिंसा वी बोलती मीचारे' 

के पदचात्‌ 'इन्द्रभूति गौतम एक अनुशीलन' मेरे दूसरे ग्रन्थ का प्रकाशन हो रहा हैं, 

यह उनकी उदारता का फल हूँ । उपाध्याय श्री जी हम जंसे नौ सीखिया साधुओं 
के लिए साहित्यिक क्षत्र मे सदा पथ प्रदर्शक बने रहे हैं । 


महामहिम परमादरणीय श्रद्धेय ग़रुरुवर्य श्री पृष्कर मुनि जी महाराज के 
प्रति इतनता अभिव्यक्त करना मैं अपना परम कत्त व्य समझता हूँ । कारण गुरुदेव 
ी का प्रत्यक्ष या परोक्ष मे मुझे अनवरत साहित्यिक सहयोग मिलता रहा हैं। 
प्रस्तृत दृष्टि से वे मेरे आच्य प्रेरणा-स्रोत कहे जा सकते हैं । 


सम्पादनकला मर्मज्ञ श्रीचन्द जी सुराना 'सरस' ने प्रस्तुत ग्रन्य का विद्वत्तापूर्ण 
सम्पादन किया है। साथ ही ग्रन्थ को मुद्रण कला व आधुनिक साज-सज्जा से सुसज्जित 
वना दिया हूं । अत वे मेरे स्मृति पथ से कदापि विछग नहीं हो सकते । 


विद्वदृूवर्य डा० जगदीगचन्द्र जैन ने मेरे आग्रह को भान्यकर सुन्दर भुुमिका 
लिखने का जो कष्ट किया हैं, उसके लिए मैं क्ृतज्ञ हुँ। अन्त में मैं उव सभी लेखक 
व विद्वानों का हृदय से आभार मानता हूँ जिनके लेखन से प्रस्तुत शोध प्रवन्ध लिखने 
में मुझे केवल सहयोग ही नही मिला, वल्कि दृष्टि व मार्गदर्शन भी मिला हैं । 


जेन धर्म स्थानक -+गणेश मुनि शास्त्री 
दादर, वम्बई-२८ साहित्यरत्न 
सदत्सरी महापवं 

५-१९-७० 


प्रास्ताविक 


भारतीय प्राचीन साहित्य के इतिहास की ओर हृष्टिपात करने से लगता 
है कि सचमुच भारत के प्राचीन विद्वान लेखक बहुत ही निस्पृद् कृत्ति के थे। यश 
कीति की उन्हे जरा भी एपणा न थो। इसीलिये वे अपने निज के अथवा अपनी- 
कृति के सम्बन्ध मे परिचय देने की आवध्यकत्ता नही समझते । परिणाम यह हुआ 
कि हम अपने साहित्य के क्रमिक इतिहास का अध्ययन कर उसके मूल्याकन से वचित 
रह गये । 

भगवान महावीर और भगवान बुद्ध जसे लोक-विश्र्‌ त तपस्वी लोक नेताओं 
की जन्म एवं निर्वाण-तिथि के सम्बन्ध में आज भी हमे कितना उहापोह करना 
पडता है ? और महावीर की निर्वाण भूमि के सम्बन्ध में निश्चय से नहीं कहा जा 
सकता कि यह वही मध्यमपावा है जो महावीर-निर्वाण के पूर्व अपापा कही जाती 
थी, जहाँ काशी--कौजल के गण राजाओ ने एकत्र होकर महावीर-निर्वाणोत्सव 
उजागर किया था | 


ऐसी हालत मे यदि गौतम इन्द्रभूति के सम्बन्ध मे विशेष जानकारी उपलब्ध 
न हो तो आश्चर्य की वात नही। प्राचीन ज॑न ग्रन्थों से उनके सम्बन्ध में हम 
इतना ही जानते हैं कि वे गौतम गोत्रीय, विहार के अन्तगंत गोव्बर ग्राम निवासी, 
भगवान्‌ महावीर के प्रमुख गणवरों मे थे । मगघ के वे सुप्रसिद्ध विद्वान ब्राह्मण थे, 
तथा अग्निभूति और वायुभूति नामक अपने भाइयों के साथ भगवान्‌ महावीर के 
समवशरण मे उपस्थित हो श्रमणो की निग्नन्थ दीक्षा उन्‍होंने ग्रहण की थी । 
इन्द्रभूति अत्यन्त जिज्ञासु थे जिसके परिणाम स्व्ररूप जैव आगमो की वाचना को 
हादशाग का रूप प्राप्त हुआ । भगवान महावीर के समक्ष उन्होंने अपनी कितनी ही 
जिज्ञासायें प्रस्तुत की, जिनका समावान महावीर ने बोबगम्य सरल भापा मे 
किया । वस्तुत जैन आगमो का अधिकाश भाग गौतम इन्द्रभुति की जिज्ञासा का 
ही परिणाम समझना चाहिये । 

इन्द्रभूति के अनेक सवाद जन आग्रमग्रन्यो मे उल्लिखित हैं । इनमे 
उत्तराध्ययन-सूत्र के अन्तगंत केशी-गौतम नामक सवाद विशेष रूप से ध्यान 
आकपित करता है । | 


( ६४ ) 


पाइवंनाथ के अनुयायी चतुदंशपूवंधारी कुमारश्रमणकेशी ने महावीर 
के अनुयायी गौतम गणधर से प्रदून किया कि--क्या कारण है कि पाइवंनाथ 
ने सचेल और महावीर ने अचेल धर्म का उपदेश दिया है, जबकि दोनो ही निग्नन्ध 
प्रम्परा के अनुयायी है। उत्तर में गौतम इन्द्रभूति ने प्रतिपादित किया, कि “यह 
उपदेश भिन्‍्न-भित्तन रुचि वाले शिष्यो को ध्यान मे रखकर किया गया है, वस्तुत 
दोनो महातपस्वियों का उद्देश्य ज्ञान, दर्शन और चारित्र द्वारा मोक्ष की प्राप्ति ही 
है । पाइ्व॑ंनाथ के चातुर्याम सवर और महावीर के पंचमहान्नरतों के अन्तर का यही 
रहस्य है ।” 

इस सवाद का महत्त्व इसलिये और भी वढ जाता है, कि इससे ज॑न धर्म 
के सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान्‌ प्रोफेसर हमेत याकोवी की इस मान्यता को समर्थन प्राप्त 
होता है, कि वौद्ध धर्म के पूर्व भी जैन धर्म विद्यमान था । 


कहने की आवश्यकता नहीं कि जब आरम्भ में योरोप के विद्वानों ने जैन 
धर्म और वौद्ध धर्म का अध्ययन किया, तो श्रमण परम्परा को स्वीकार करने वाले 
दोनो धर्मों मे समानताओ को देखकर योरोप के अनेक विद्वान जेन और बौद्ध धर्मं 
को एक समझ वेठे, और कुछ तो ज॑न धर्म को बौद्ध घ्मं की शाखा मानने लगे । 
जँसे बुद्ध, गौतम बुद्ध कहे जाते थे, वंसे हो इन्द्रभूति भो गौतम इन्द्रभूति के नाम से 
प्रख्यात थे । इससे भी भ्रान्ति पंदा हो गई थी । 


इस अन्त धारणा के निरसन का श्रेय प्रोफेसर याकोवी को प्राप्त है, 
जिन्‍्होने ज॑न सूत्रो की अपनो विद्वत्तापूर्ण प्रस्तावना मे जन धर्म का पृथक्‌ अस्तित्व 
सिद्ध कर ज॑न पुरातत्व सम्बन्धी खोज को आगे बढ़ाया । 


इस हृष्टि से इन्द्रभूति गौतम एक अनुशीलन' महत्वपूर्ण लघु कृति है । 
यहाँ श्री गणंश मुनि शास्त्री ने इन्द्रभूति के सम्बन्ध मे विस्तृत चर्चा करते हुए, भारतीय 
चिन्तन की पृष्ठ भूमि के साथ उनके असावारण व्यक्तित्व पर विद्वत्ता पूर्ण प्रकाश डाला 
है । जन, वौद्ध एवं ब्राह्मण ग्रन्थो के आलोडन पूर्वक सरल भाषा में रची हुई उनकी 
यह पुस्तक स्वागत के योग्य है । 


यह अति प्रसन्‍तता का विषय है, कि इधर जेन साधु समाज में, विभेषकर 
स्थानकवासी साधु समाज मे, चिन्तन-मनन तथा सामाजिक आनच्दोलनो के प्रति 
विशेष अभिरुचि देखने में आ रही है। जिसका ज्वलत प्रमाण गणेश मुनि झ्ञास्त्री 
जी का अन्यतम साहित्य के साथ 'इन्द्रमूति गौतम एक अनुशीलन है । 


हम आशा करते हैं कि लेखक की इस लघु कृति का विद्वत्समाज मे सुन्दर 
समादर होगा । 


१२ अक्तूबर, १९७० जगदीश चन्द्र जन 


अनुक्रम॒णिका 


खण्ड पृ० १-२२ 
सास्क्ृतिक अवलोकन ७ 
् 
खण्ड २ पृ० २३-रे२ 
भारतीय चिन्तन की पृष्ठ भूमि ७ 
& 
खण्ड ३ पृ० रे३-*२ 
आत्म विचारणा ७ 
छ 
खण्ड ४ पृ० ५३-१०४ 
व्यक्तित्व-दर्शंन ७ 
हक 
खण्ड ५ पृ० १०५-१४० 
परिसवाद 
् ् 
परिणिष्ट १४१-१६० 
छे हा छ 


इन्द्रमूति गौतम 
एक 
अनुशीलन 


खण्ड : १ 


सांस्कृतिक अवलोकन 





जीवन-दर्शन ७ 

श्रार्य इन्द्रभूति ७ 

भगवान महावीर को कंवल्य एवं तीर्थ प्रवर्तन ७ 
मगघ की सांस्कृतिक विरासत ७ 
ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष ७ 
आत्मविद्या के पुरस्कर्ता क्षत्रिय ७ 
पावा में यज्ञ का ग्रायोजन ७ 
गौतम . एक परिचय ७ 

पावा मे भगवान महावीर ७ 
निराशा और जिज्ञासा ७० 
समवस रण की ओर ७ 


सांस्कृतिक अ्रवलोकत्त 





जीवन-दर्शन 


हिन्दी-साहित्य के जयमगाते ज्योतिरमेय नक्षत्र महाकवि सुमित्रानन्दन पत ने 
महा-मानव के जीवन की व्याख्या करते हुए कहा है--महान्‌ व्यक्तित्व सम्पन्न व्यक्ति 
का जीवन एक स्वच्छ एवं निर्मल दरपंण-सा होता है । जिसमे राष्ट्र, जाति, समाज 
एवं घमं के आददां, सास्कृतिक विरासत, दर्शन एवं चिन्तन की आजक्तति-प्रतिविम्बित 
होती रहती है । उसका जीवन अन्तर के आत्म-प्रकाश, आत्म-ज्योति से ज्योतित 
होता है । उसके आत्म-आलोक से घमें, समाज एव राष्ट्र के अधकाराच्छन्न कोण 
आलोकित एवं प्रकाशित हो उठते हैं । उसके हृदय के स्पच्दन मे सपुर्ण मानवता की, 
सपूर्ण विश्व की धडकन होती है । इसी अभिधा में कवि का स्वर अभिग्रुड्जित हो 
रहा है--- के 

जिसमे हो श्रन्तर का प्रकाश, 

जिसमे समवेत हृदय स्पन्दन । 

मैं उस जीवन को वाणी दूं, 

-जो - नव आदर्शों का दर्पण ॥। 


विश्व, समाज एवं सघ के उदयाचल पर कभी-कभार ऐसे विरल व्यक्तित्व 
उदित होते हैं, और अपनी आन्तरिक चमक-दमक की जग्रमगाहट से विश्व को 


६ इन्द्रभूति गौतम 


आलोकित करते हैं, जिसमे एक ही साथ धर्म, दर्शन, संस्कृति और सभ्यता का 
चतुमु ख रूप अभिव्यक्त होता है, उनकी वाणी मे घर्मं और दर्शन अवतरित होते हैं 
और उनके व्यवहार मे, आचरण मे सस्कृति और सभ्यता का रूप निखरता है तथा 
विचार और आचार-पल्लवित, पुष्पित एवं फलित होता है | उनका जीवन केवल 
जीवन ही नही, ज्ञान, भक्ति एवं कम॑ का सजीव शास्त्र होता है। 


भारत मे ऐसे व्यत्तित्व-सम्पन्न एवं तेजस्वी व्यक्ति समय समय पर अवतरित 
होते रहे हैं, जिनके विचार और आचार, ज्ञान और क्रिया का दिव्य-प्रकाश आज भी 
घर्मं एव समाज तथा भारतीय सस्क्ृति के सभी अचलों को आलोकित कर रहा है, 
जन-जन के जीवन को ज्योति से ज्योतित कर रहा है। मर्यादापुरुषोत्तम राम, 
कर्म योगी श्रीकृष्ण, करुणामूर्ति बुद्ध, और श्रमण भगवान महावीर--ये चार आय॑ 
संस्कृति के दिव्य रत्न हैं, उचके जीवन की रजत-रश्मियो से भारतीय संस्कृति को 
अपूर्व आलोक मिला है, और उनके जीवन की ऊर्ज॑स्विता ने संस्कृति को प्राणवान 
वनाए रखा है। जब कभी इन महान व्यक्तित्व सम्पन्न व्यक्तियों के जीवन का मैं 
गम्भीरता से अध्ययन करता हूँ तो मुझे यह स्पष्ट परिलक्षित होता है, कि इनके 
जीवन के साथ और भी चार तेजस्वी व्यक्तियों का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । जिन्होंने 
अपने आपको पूर्णतः समर्पण कर दिया था । जिनकी तेजस्वी श्रद्धा, भक्ति एवं निष्ठा 
तथा कृतित्वता इनके व्यापक एवं विराट व्यक्तित्व मे इस प्रकार समाहित हो गई--- 
जाह्ववीया इवारणवे--जंसे महासागर मे गद्भा की तिमंल घाराएं | मर्यादा पुरुषोत्तम 
राम के जीवन मे स्नेह, सेवा और कौ की साकार मूर्ति लक्ष्मण, कर्म योगी कृष्ण के 
जीवन में 'कमंण्येवाधिकारस्ते! का एकनिष्ठ उपासक अजुन, करुणाशील तथागत 
बुद्ध के अनुपदो पर गतिमान सेवा-परायण आनन्द और समतायोगी भगवान महावीर 


की साधना मे ज्ञान के साथ अनन्य गुरु-निष्ठा के मृतिरूप इन्द्रभूति गौतम ने अपने 
आप को विलीन कर दिया था। 


साधना के क्षेत्र मे व्यक्ति स्‍्व्य अपना विकास कर सकता है । परन्तु साधना 
को सिद्ध करके उसके प्रकाश को जन-जन के जीवन मे प्रसारित करने के लिए जब 
महान्‌ व्यक्तित्वसम्पन्न व्यक्ति भी समाज मे प्रविष्ठ होता है, अथवा सघ एवं 
समाज की स्थापना करता है, तो वह इसके लिए सहयोगी के रूप मे तेजस्वी व्यक्ति- 
त्व की अपेक्षा रखता है, और यह आवश्यक भी है । क्योकि सहयोग के बिना कार्य 
को साकार रूप नहीं दिया जा सकता १ ज्ञान की अभिव्यक्ति करने के लिए क्रिया का 


सास्कृतिक अवलोकन ७ 


सहयोग गावश्यक है। व्यक्ति का आचार ही व्यक्ति के विचार को अभिव्यक्ति दे 
सकता है । आचार के विना विचार साकार रूप नहीं ले सकता । इसीप्रकार श्रद्धालु 
एवं कर्म-निष्ठ व्यक्ति ही महान तेजस्वी व्यक्तित्व की तेजस्विता को जन-जन के सामने 
प्रकट कर सकता है | इस वात को हम यो भी कह सकते हैं कि राम, कृष्ण,बुद्ध 
भौर महावीर ज्ञान हैं, लक्ष्मण अजुन, आनन्द एवं गौतम कर्म है। वे विचार हैं तो 
ये आचार हैं । इसलिए दोनो मे घनिष्ठता एवं एकात्मकता है.। इतिहास इस बात का 
साक्षी है, कि राम लक्ष्मण के सहयोग से ही वनवास मे अपने व्यक्तित्व को अभिव्यक्ति 
दे सके, और लंका मे राक्षसी-वृत्ति पर विजय पा सके। हम उस जीवन मे लक्ष्मण को 
प्रत्येक कार्य मे राम के साथ ही देखते है। कर्मयोगी कृष्ण की गीता को, उनके 
विचारो को आत्मसात्‌ करके उन्हे आचरण मे साकार रूप देने वाले अजु न को कृष्ण 
से अलग नही किया जा सकता । कृष्ण के विचारों की अभिव्यक्ति रूप अजु न परिल- 
क्षित होता है । तथागत बुद्ध के साथ आनन्द का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है, कि 
तथागत अपने विचार एवं चिन्तन को आनन्द के माध्यम से ही जन-जन के समक्ष रखते 
हैं । और गौतम ने अपने व्यक्तित्व को और अपने आप को महावीर के व्यक्तित्व मे इतना 
मिला दिया था, कि वे स्वय' महावीर से भिन्न समझते ही नहीं थे । जब भी गणघर 
गौतम के मन में किसी भी तरह की जिज्ञासा जागृत होती, मानस-सागर में कोई 
विचार उर्मी तरंगित होती, तो वे उसका समाधान अपने चिन्तन की अतल गहराई 
भें उतर कर प्राप्त करने का प्रयत्न नही करते, बल्कि श्रमण भगवान महावीर के 
चरण-कमलो मे पहुँच कर प्राप्त करते । 
यह तो मैं पूर्व स्पष्ट कर ही चुका हूँ, कि तेजस्वी व्यक्तित्व के तेज को 
सामान्य व्यक्ति नही, तेजस्वी व्यक्ति ही अपने जीवन मे आत्मसात्‌ कर सकता है । 
राम अपने आप मे महान थे, विराट थे, पर उनकी महानता एवं विराटठता को 
साकार रूप देने का माध्यम लक्ष्मण ही था । लक्ष्मण ने राम की प्रभुता को जन-जन 
के समक्ष प्रस्तुत किया । अजु न का माध्यम पाकर ही कृष्ण की वाणी मुखरित हुई, 
और गीता का अवतरण हुआ, जो आज भी अलसाये हुए जन मानस को पुरुषार्थ 
के पथ पर बढने की महान्‌ प्र रणा प्रदात करता है । तथागत वुद्ध का बोघित्त्व भी 
आनन्द का सहयोग पाकर वाणी एवं भाषा के रूप मे अभिव्यक्त हुआ। और हमारा 
आलोच्य विषय इन्द्रभूति गौतम श्री भगवान महावीर की ज्ञान साधना को अभि- 
व्यक्ति देने का माध्यम रहा है । आगम साहित्य का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो 
जाता है, कि भगवान महावीर की दिव्य ज्ञान धारा को ग्रहण करने वाला प्रथम 


८ इन्द्रभूति गौतम 


व्यक्ति गौतम ही था। गौतम के दीक्षित होने के परर्चात ही संघ को स्थापना हुई, 
और ह्ादशागी को साकार रूप दिया गया। आगम क्या है ? ग्रौतम के माध्यम से 
एवं गौतम की जिज्ञासा का निमित्त पाकर भगवान की प्रवहमान उपदेश धारा | 
प्रारंभ से अंत तक यह हम देखते हैं,कि आगम का अधिकांग भाग गौतम के 
जिज्ञासा भरे प्रदनों के समाधान एवं उनको साध्यम वना कर दिए गए उपदेश से 
संवद्ध है। भगवान महावीर के जीवन के साथ गौतम का घनिष्ट सम्बन्ध , इस बात 
से स्पष्ट होता है, कि भगवान महावीर के वाद आचार्यो द्वारा लिखे गये ग्रन्थों मे 
समय-समय पर उठने वाले प्रइतों एवं उनके समाघानों को महावीर और गौतम के 
ताम से आगमो के पृष्ठो पर तथा ग्रन्थों मे अंकित किए गए हैं। 


इस प्रकार गौतम जिज्ञासा थे और महावीर समाधान। और जब तक 
भगवान महावीर ने सिद्धत्व को प्राप्त नही कर लिया, तब तक गौतम जिज्ञासु ही 
वना रहा । इसलिए भगवान महावीर का निर्वाण गौतम के लिए चिन्ता का कारण 
वन गया । वह सोचने लगा, कि अब मुझे मेरी जिज्ञासा का समाधान कहाँ मिलेगा ? 
क्योकि तव तक उसने अपनी जिज्ञासा के समाघान को अपने अन्दर पाने के लिए 
प्रयास ही नही किया था। परन्तु भगवान के निर्वाण के वाद जब अपने आप को परखने 
का एवं अपनी शक्ति को अनावृत्त करने की ओर ध्यान दिया, तो तुरन्त उसका 
सुपृप्त जिनत्व जागृत हो गया, उसने अपने आप मे महावीरत्व को पा लिया । और 
अब वह स्वय जिज्ञासा न रह कर समाधान वन गया । पारस के सपक को प्राप्त कर 
लोहा सोना तो वन जाता है, पर वह पारस नही वन पाता । किन्तु महावीर के 
सपर्क से गौतम ने महावी रत्व को अथवा जिनत्व को प्राप्त कर लिया । 


प्रस्तुत संदर्भ से स्पष्ट होता है, कि गौतम का व्यक्तित्व महान, विराद्‌ एवं 
तेजस्वी था। उनके व्यक्तित्व में भगवाव महावीर के उच्च ज्ञान, जन दर्शन एव 
सस्कृति का हृदय छिपा हैं । और भगवान महावीर के लोक मगल व्यक्तित्व का ताना 
वाना भो जुडा हुआ है । 


आर्य इनच्द्रभूति 
छ 


. आय इन्द्रमूति गौतम भगवान महावीर के प्रथम थिष्य एवं प्रथम 
गणवन थे । आगस प्रन्यों में अनेक स्थानों पर उनकी चर्चा आई है। अनेक प्रसंग - 


सांस्कृतिक अवलोकन हे 


प्रइनोत्तर एवं परिसंवाद इन्द्रभूति से सम्बन्धित है। भगवतो, उववाई, रायपसेणी, 
पन्नवणा, जम्वृद्वीपप्रश्षप्ति आदि बनेक आगम व आगमो का मसुख्य-भाग गणघर 
इन्द्रभूति के प्रश्नों पर ही निर्मित हुआ है, ऐसा निविवाद कहा जा सकता है । 


न्‍ 


उपनिषद्‌ कालीन उद्दालक के समक्ष जो स्थान इवेतकेतु का है, गीतोपदेष्ट 
श्री कृष्ण के समक्ष अजुन का एवं बुद्ध के समक्ष भानन्द का जो स्थान है, वही 
स्थान ज॑नागमों मे भगवांन महावोर के सम॑क्ष इंन्द्रभूति गौतम का है | आगम-प्ृष्ठो 
पर इन्द्रभूति गौतम का जीवन परिचय देने वाली शब्दावली हमे कई रूपो मे 
उपलब्ध होती है। उनके अन्तरग एवं बाह्य व्यक्तित्व॑ को समग्र रूप से स्पर्श करके 
संतुलित एवं प्रभावशाली शब्दों मे व्यक्त करनेवाला एक प्रसग भगवती सूत्र के 
प्रारम्भ भें इस प्रकार आया है। 


“उस समय श्रमण भगवान महावीर के ज्येष्ठ अन्तेवासी-शिष्य इन्द्रभूति 
नाम के अनगार थे। वे गौतम गोत्री थे । उनका शरीर सात हाथ ऊँचा, समचौरस 
संस्थान एवं वज्रऋपषभनाराचसघयन से युक्त था। उनका गौरवर्णं कसौटी पर 
खिंची हुई स्वर्ण-रेखा के समान दीप्तिमान एवं पदमकेसर के समान समुज्ज्वल 
था। वे उग्रतपस्वी, दीप्ततपस्वी, तप्ततपस्वी, महातपस्वी, उदार, घोर, घोर- 
गुण युक्त, घोरब्रह्मचारी, शरीर की ममता से युक्त, संक्षिप्त (शरीर मे गुप्त), विपुल 
तेजोलेश्या को घारण करने वाले, चतुर्दश पूर्व के ज्ञाता, चार ज्ञान से सम्पन्न-- 
सर्व अक्षर सयोग के विज्ञाता थे । 


. आग्म एवं आग्मेतर' साहित्य मे गणंघर गौतम का जो भी जीवन परिचय 
उपलब्ध है, उसमे यह सर्वश्रं ष्ठ एव सर्वांग परिचय माना जा सकता है। उनका 
वाह्य दर्शन जितना आकर्षक, सुन्दर, एवं ओजस्वी है, अन्तरग जीवन परिचय 

१. तेण कालेण तेण ,समएणं समरणस्स भगवण मसहावीरस्स जेंट्ठेअतेवासी 
इंदभूईणाम अणगारे गोयमसगरुत्तेण सत्तुस्सेहे समचउरससठाणसठिए, 
वज्जरिसह- -'नारायसघयरी, कणय-पुलयनिसहपम्हगोरे, उग्यतवे, दित्ततवे, 

- तत्ततवे, महातवे, ओराले, घोरे, घोरगुणे घोरतवस्सी, घोरबभचेरवासी, 

उच्छूढसरीरे, सखित्तविउल तेउलेसे, चोहुसपुव्बी, चउनाणोवगए, सबव्वक्खर 
सन्निवाई ” * '] ॥ 5 
“भगवती सूत्र, शतक--.१ पृ० ३३ प० वेचरदास जी द्वारा सम्पादित । 


१० इन्द्रभूति गौतम 


उससे अधिक तपोपूत, श्ञांनगरिमा-मडित एवं साधना की चरम कोटि में पहुँचा हुआ 
है । इस महान्‌ व्यक्तित्व मे ऐसी विलक्षणताएँ सन्निहित हुई हैं जिन्हे पढ सुन कर 
हृदय श्रद्धा से गदगद्‌ हो उठता है और बुद्धि कह उठती है--पच्चीस सौ वर्ष पूर्व 
वृय यह महान व्यक्तित्व इन ढाई सहस्राब्दियों का अद्भुत एवं एकमेव व्यक्तित्व 
है । भगवान महावीर के बाद यदि कोई दूसरा सार्वभौम व्यक्तित्व ज॑न परम्परा 
मे है तो वह गणघर गौतम का है। भगवही सूत्र के शब्दों की गहराई मे जाए तो 
एक-एक शब्द के पीछे गौतम के जीवन की एक नही, अनेक विशेषताएं, साधना की 
विरल उपलब्धियाँ जुडी हुई प्रतीत होती हैं। हम इसी परिचय रेखा के आधार 
पर इध्द्रभूति गौतम का जीवन परिचय बाह्य एवं अतरंग व्यक्तित्व का एक विस्तृत 
जीवन दर्शन पाठको के समक्ष उपस्थित करना चाहते हैं । 


जन प्रम्परा में गशधर 
छ 


जन इतिहास एवं परम्परा मे तीर्थंकर” शब्द जितना प्राचीन एवं अर्थ 
पूर्ण है, उतना ही प्राचीन एवं अर्थ पूर्ण है गणघर' शब्द । 'तीर्थकर” तीर्थ अर्थात 
संघ-साधु, साध्वी श्रावक-श्राविकारूप संघ के निर्माता' होते हैं तथा 'श्रूत रूप! 
ज्ञान परम्परा के पुरस्कर्ता होते हैं, और गणघर साधु, साध्वीरूप संघ की मर्यादा, 
व्यवस्था, एव समाचारी के नियोजक, व्यवस्थापक, तथा तीर्थंकरो की अर्थ रूप 
वाणी को सूत्र रूप मे सकलन करने वाले होते हैं ।* 


विशेषावश्यक भाष्य के टीकाकार आचाय॑ मल्लघारी हेमचन्द्र के शब्दो मे 
उत्तम ज्ञान दर्शन आदि गुणो को धारण करने वाले गणघर होते है ।!३ 


समवायाग सूत्र” तथा कल्पसूत्र स्थविरावली" प्रवचन सारोद्धार* मे चौबीस 


२. अत्य भासई बरहा सुत्तं गुफद गणहरा निउणा । 
“-आचाये भद्वबाहु 
३२ अनुत्तरज्ञानदर्शनादि गुणाना गण घारयन्तीति गणघरा --- 
+विशे० भा० ठटीका० गरा० १०६२ ! 
समवायांग सूत्र ११-७४ 
कल्पसूत्र (कल्पलता) पूृ० २१४५ 
६... प्रवचन सारोद्धार द्वार १५ गा ४७-५८, 


हद 


सास्कृतिक अवलोकन १६ 


तीर्थंकरों के विभिन्न गणो एव ग़णघरो की नामावली प्राप्त होती है । जिससे यह 
जाना जा सकता है कि प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ में गणघधर एक अत्यावद्यक उत्तर-' 
दायित्व पूर्ण महान प्रभावज्ञाली व्यक्तित्व होता है। 


समवायाग सूत्र मे बताया है--श्रमण भगवान महावीर के ग्यारह गण एव 
ग्यारह गणघर थे ।९ 


कल्पसूत्र मे नौ गण एवं ग्यारह गणघर बताये हैं,“ तथा प्रत्येक गणधर के 
नाम, गोत्र, शिष्य, परिवार आदि का विस्तृत लेखा जोखा भी दिया गया है। 
उनकी योग्यता, ज्ञान-क्षमता एवं साधना तथा निर्वाण भूमि का परिचय भी उससे 
प्राप्त हों जाता है । आवश्यक नियुक्ति मे आचाय॑ भद्गबाहु ने गणघरो का सक्षिप्त 
परिचय देते हुए निम्न विवरण दिया है ।* 


इन्द्रभूति, वायुभूति एवं अग्निभृति--ये तीन गणघर मगध जनपद के गोबर 
ग्राम मे जन्मे, तीनो ग्ौतमग्रोन्नी थे | व्यक्त एवं सुधर्मा गणधर का जन्म स्थल 
कोल्लाग सन्निवेश तथा क्रमश. भारद्वाज एवं अग्निवेश्यायन गोत्र के थे । मंडित तथा 
मोयंपुत्र मोयंसन्तिवेश मे, एवं अचल गणघर कौशला तथा अकपित का जन्म मिथिला 
में हुआ । इनके गोत्र क्रमश. वश्िष्ठ, कावयप, यौतम एवं हारीत थे । मेतायं गणघर 
का जन्म वत्स भूमि (कोशाबी) का तुग्रिक सन्तनिवेश मे और प्रभास गणघर का जन्म 


७. समणस्सण भगवञ महावीरस्स एक्कारसगणा एक्कारस गणहरा होत्या-- 
ते जहा---इन्दभूई, अग्गिभुई'"* *"** 'सम० स० ११ 
८... समणस्स भगवओ महावीरस्स नवशगणा एक्कारस गणहरा होत्था-- 
--कल्पसूत्र (स्थविरावली) सूत्र २०१ 
९, मगहा गोव्वर गामे जाया तिण्णोेव गोयमस गोत्ता । 
कोल्लागसन्निवेसे जाओ विअत्तोीं सुहम्मो य। ६४३ । 
मोरिय सन्निवेसे दो भायरो मडमोरिया जाया । 
अचलोय कोसलाए मिहिलाए अकपियो जाओ | ६४४ । 
तु गिय सचनिवेसे मेयज्जो वच्छभुमिए जाओ । 
भगव पियप्पभासो रायगहे गणहरो जाओ । ६४५ । 
तिण्णिय गोयम गोत्ता भारद्या अग्गिवेस वांसिट्ठा । 
कासवगोयम-हारिय-कोडिण्ण दुग च गोत्ताइ | ६४९ | 
“आवश्यक नियुक्ति 


१२ , इन्द्रभूति ग़ौतम 


राजगृह मे हुआ | ये दोनो ही कौडिन्य गोत्रिय थे । लगभग) इसी विवरण को आचार्य 
हेमचन्द्र'", गुणचन्द्र! एवं नेमिचन्द्र आदि उत्तरवर्ती जीवन-चरित्र लेखको ने दुहराया 
है । गणधघरो के सम्बन्ध मे सार रूप जानकारी परिशिष्टगत कोष्टक से भी ज्ञात हो 
जाती है । विशेष विवरण उपलब्ध नही होता है । 


भगवान महावीर कैवल्‍य और तोर्थ प्रवर्तन 
5 के 


| 


भगवान महावीर इस अवसरपिणी के चौबीसवे तथा अन्तिम तीर्थंकर थे । 
तीस वर्ष की युवावस्था मे राज्यवंभव एवं अपार भोगसामग्री को ठुकराकर निम्न न्थ 
भिक्षु वन गये और कठोर एकात आत्म साधना मे लगभग बारह वर्ष छह मास तक 
सलग्न रहे । इस कठोर साधना काल मे उन्होने अपने को तपाया, दु सह कष्टो को 
सहन किया, और आविभोतिक एवं आधिदंविक घोर उपसर्गों के झञझावात में भी 


अचल हिमाचल की भाति साधना का निष्कप दीप जलाते रहे ।*' प्र 


एक समय भगवान महावीर साधना काल के अन्तिम वर्ष मे ग्रीष्म ऋतु के 
वेशाख महीने मे विहार करते हुये जृम्भिया ग्राम के बाहर ऋजु बालिका नदी के उत्तर 
किनारे पर द्यामाक नामक गाथापति के कृषि भूमि (खेत) में पधारे। वहाँ शाल 
नामक वृक्ष के नीचे गोदोहिका आसन में बेठ कर परम समाधि पूर्वक ध्यान की उच्च 
भूमिका में पहुँच रहे थे । उनके राग-द्वेष क्षीण हो चुके थे । वे मोह पर विजय प्राप्त 
कर चुके थे । शुक्ल ध्यान की विशुद्धतर भुमिका पर पहुँचते ही श्रमण महावीर ने 
केवल ज्ञान केवल दर्शन का अनन्त आलोक 'प्राप्त किया ।'' यह वंशाखशुक्ल 
दशमी का दिन इस अवसपिणी के अन्तिम तीर्थंकर श्रमण महावीर के 


१०. बत्रिपष्टिशलाका पुरुषचरित, पर्व १० सर्ग ५ ; 
११. महावीर चरिय, प्रस्ताव, ८. हि 
१२. विशेष विवरण देखिए--(क) तीर्थ कर महावीर (विजयेन्द्रसूरि) भा० १ 
(ख) आगम ओर त्रिपिटिक . एक अनुशीलन (मुनि नगराजजी) 
१३. (क) आचाराग २।२४॥१०२४ रे हि 
(से) आवश्यक नियुक्ति : | ेु 
(ग) विशेषावश्यक भाष्य गा० ५२६ प्र० मा० पृ० ६०८ 
(घ) महापुराणे उत्तर पुराण ७४॥३४८-३५५ 


सांस्कृतिक अवेलोकन १३ 
कोवल्य * महोत्सव का पृविच्र दिन था । भगवान महावीर को कवल्य प्राप्त होते ही 
एंक बार अंपूर्व प्रेकाश से सारा ससार जगमगा _ उर्ठा। दिशाएँ शात एव विशुद्ध हो 
गई थी, मन्द-मन्द सुखकर पवन चलेंने लगी, देवताओं के आसन चलित हुए और वे 
दिव्य देव दुन्दुभि का अंम्भीर घोष करते हुए:भगवान का कंवल्य महोत्सव करने पृथ्वी 
पर आये ।” भगवान महावीर जंगल मे थे, अत केवल ज्ञान प्राप्त होते ही उनकी प्रथम 
प्रवचन सभा में कोई 'मनुष्य नही पहुँच सका । देवो का अगणित समूह उनकी वराग्य- 
पीयूष-वर्षी वाणी से गदगद अवश्य हो उठा, पर ब्रत और सयम स्वीकार करके महावीर 
की प्रथम देशना की सफलता सिद्ध करना देवो के लिये असंभव था | इस दृष्टि से 
भगवान महावीर का प्रथम प्रवचन निष्फल गुया ऐसा भी कहा जाता है ।'' ज्‌ स्थिया 
ग्राम से विहार कर श्रमण भगवान महावीर पावापुरी (मध्यम पावा) पधारे । पावा 
मगर की प्रमुर्ख सास्कृतिक नगरी थी । 
५ मगध को सांस्कृतिक विरासत 
७ 

भारत के आध्येत्मिक इतिहास मे मगध का स्थान सर्वोपरि रहा है। 
मगध की सस्कृति में श्रमण संस्कृति के वीज प्रारम्भ से ही पलते रहे हैं। श्रमण 
संस्कृति के विकास एवं प्रसार मे मगध का अपूर्व योग रहा है। म० महावीर तथागत॒ 
बुद्ध एवं इच्द्रभूति , गौतम ज॑से आध्यात्मिक व्यक्तित्व मगघ भूमि के गौरव की शाइवतत 
स्मृतियाँ हैं। जिसरप्रकार भारतीय शासन में गणतत्र का विकास एव प्रयोग 
सर्वप्रथम मगध के अंचल मे हुआ, उसीप्रकार भारतीय घमर्म दर्शन तथा अध्यात्म 
क्षेत्र मे, वराग्य, सन्‍्यास अहिंसा, मोक्ष विचार आदि की विकास भूमि भी मगथ जनपद 
(मगध से सस्पूर्ण पुर्व भारत की भावना लेनो चाहिए) एवं उसके पारिपाश्विक अंचल 
रहे हैं । मगध की यह सास्क्तिक व्रिासत आज भी भारतीय जन जोवन के उदात्त 





१४. त्रिपष्टि शलाका पुरुष चरित्रमु--पर्व १०, सर्ग ५, 
नोट---भगवान महावीर के कैवल्य वर्णन की तुलना मे वौद्धो ने बुद्ध के बोधि 
लाभ का आलकारिक वर्णन-किया है। जातकअट्टुकथा' (निदान) मे 'कहा है 
“” ““ बुद्ध ने-जव वोधि लार्भ प्राप्त किया तव चौरासी हजार योजन गहराई तक 
हक । का पानी मीठा हो गया । जन्माव देखने लगे, जन्म के वहरे सुनते 
लगे ।! 


१५. स्थानाग १०१३।॥७७७ 


१४ इन्द्रभूति गौतम 


चितन एवं ऊध्वंमुखी विकास की कहानी प्रस्तुत कर रही है ।* मगध जनपद की 
दो नगरिया पावा पुरो एवं राजगृही (मगध) उन दिलों सास्कृतिक एवं धामिक 
जागरण का केन्द्र बनी हुई थी। उत्तर भारत से आये हुये आय॑ पूर्व भारत मे बस 
कर नई धघामिक चेतना के अग्रणी वन रहे थे। क्षत्रिय, जो कि मुख्यतः भ्रमण परम्परा 
के अनुयायी थे, इनमे प्रमुख थे, और वे यज्ञवाद, बहुदेववाद एवं जातिवाद के 
विरोध मे खुलकर अहिसा, जातिप्रतिरोध एवं धासिक समानता का प्रचार कर 
रहे थे ।* 

ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष 

७ 


उस थुग में मुख्यत वेदिक एवं अवैदिक इस प्रकार के दो वर्ग स्पष्ट रूप से 
सामने आ रहे थे । यज्ञ का प्रतिरोध करने वाले चाहे वे श्रमण रहे हो या ब्राह्मण, 
अवंदिक माने जाते थे । यही कारण है कि साख्य-दर्शन जो ब्राह्मण परम्परा की देव 
था उसे यज्ञ का प्रतिरोध करने के कारण कुछ लोग अवेदिक एवं श्रमण परम्परा 
की श्रेणी में मानने लगे थे । 

यज्ञ प्रतिरोध के साथ ही जातिवाद का विरोध एवं उसकी अतात्विकता की 
भावना अवेदिक परम्परा में प्रबल रूप से फेल चुकी थी। ऋग्वेद के अनुसार--- 
ब्राह्मण, प्रजापति के मुख से उत्पन्न हुआ, क्षत्रिय बाहु से, वैद्य उदर से एवं शुद्र 
उसके पैरो से उत्पन्न हुआ ।** श्रमण परम्परा इस सिद्धान्त का कट्टर विरोध करके 
उसको अतात्विकता सिद्ध कर रही थी। तथागत गौतम बुद्ध मनुष्य जाति की एकता 
का प्रतिपादन बहुत ही प्रभावशाली पद्धति से करते थे । वे जन्मना जाति के स्थान 
पर कमंणा जाति के समर्थक थे।' घीरे-धीरे इस विचार का प्रभाव उन क्षत्रियो 
पर भी पडा जो वेदिक परम्परा से सम्बद्ध थे। इसका प्रमाण महाभारत में मिलता 
है ।” वे भी आचरण से ही ब्राह्मण की श्रेष्ठता का उद्घोष करने लगे। वैदिक 
विचार घारा के साथ संघर्ष का तीसरा प्रधान कारण था समत्व भावना व घारमिक 





१६. विशेष वर्णन के लिए देखें 'सस्क्ृति के चार अध्याय” २ (रांमधारीसिंह दिनकर) 

१७. देखिए--भारत वर्ष का सामाजिक इतिहास । ; 
(डा० वि० सी० पाण्डे) पृ० २३-२४ 

१८. ऋणगवेद मं० १० अ० ७ सू० ९१, मं० १२ 

१९. सुत्तनिपात (वासेट्ठ सुत्त) 

२०. महाभारत शाति पर्व २४५॥११-१४ 


सास्कृतिक अवलोकन १५ 


समानता । वैदिक परम्परा ने ब्राह्मण की श्रष्ठता को चरमकोटि पर पहुँचा कर 
अन्य वर्गों को उससे निम्व एवं घामिक अधिकारो से वचित रखा । आरण्यक को एवं 
ब्राह्मणो ने ब्राह्मण की श्रेष्ठता के डिडिमनाद मे यहाँ तक कह डाला--समस्त देवता 
ब्राह्मण मे निवास करते हैं ।'' वह विश्व का दिव्य वर्ण है।' ब्राह्मण का जातीय 
अहकार आकाश को चूमने लगा तो धीरे-घीरे अन्य वर्गों मे उसके प्रति विद्व ष एवं 
विसेघ की आग सुलगने लगी। क्षत्रिय वर्ग ने उसकी श्रंष्ठता को चुनौती दी।' 
उन्होंने कहा--श्रमण अपने गोत्र कुल आदि का अभिमान नही करता ।** वह सदा 
समता से युक्त रह कर सब मे समत्व दर्शन करता है ।** 


ब्राह्मण की श्रंष्ठता के दो आधार स्तभ थे। एक याज्ञिक कर्मो मे उसकी 
अनिवार्यता तथा दो--जज्ञान मे श्रेष्ठता | सत्ता के इन दोनो उद्गमो पर क्षत्रियो ने कडा 
प्रहार किया, याज्ञिक कर्मों का प्रतिरोध करके, एवं आत्मविद्या में अग्रगामी बन 
कर ।' 


आत्मविद्या के पुरस्कर्त्ता 
ऐ 


इतिहास में इस बात के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि--भगवान महावीर से 
पूर्व भी मगघ में अनेक क्षत्रिय राजा एवं राजकुमार तत्व ज्ञान, आत्मविद्या आदि 
गम्भीर विषयो के उपदेष्टा एवं प्रचारक रहे हैं । अनेक ब्राह्मण कुमार तथा ऋषिजन 
इंन राजाओ के पास आकर आत्मविद्या का ज्ञान प्राप्त करते आये हैं । कुछ विचारको 
का मत है, भारतवर्ष मे आत्मविद्या के पुरस्कर्तता क्षत्रिय ही रहे हैं।* विदेहराज जनक 
स्वय वेदो तथा उपनिषद्‌ के ग्रम्भीर विद्वान थे ।< कैकेय नरेश अवदवपति के पास 


२१. एते व॑ देवा प्रत्यक्ष यद ब्राह्मणा --तंत्तिरीय सहिता १-७-३१ 
२२. दव्यो वे वर्णो ब्राह्मण* । --तत्तिरीय ब्राह्मण १, २, ६ 

२३. शतपथ ब्राह्मण १४, १, २३ 

२४. सूत्रक्ताग ३१ । २। १।१ १ 

२४. सुत्तनिपात २३। ११ 

२६. भारतवप॑ं का सामाजिक इतिहास परृ० २५ 


२७. आत्म विद्या के पुरस्कर्त्ता क्षत्रिय ही थे--इसके प्रमाण मे देखे 'उत्तराष्ययन 
एक समीक्षात्मक अध्ययन,” (मुनि नथमल) पू०:१४। 


१ * » दन्द्रभुति गौतम 


अनेक ब्राह्मण कुमारो के विद्याष्ययन का उल्लेख भी छादोग्य उपनिपद मे मिलता है 
इवेतकेतु आरुणेय ज॑से लब्धग्रतिष्ठित विद्वान ऋषि ने भी. प्रवाहणजैवलि, जोकि 
क्षत्रिय कुमार थे, उनके पास वेदो व आत्मविद्या का ज्ञानप्राप्त किया । *? ये उल्लेख 
सूचित करते है कि--उत्तर भारत मे जहाँ घाम्िक क्रियाकाण्डो, विधि--विधानो, 
एवं तत्वज्ञान आदि का केन्द्र एव नियोजक ब्राह्मण वर्ग रहा, वहाँ पूर्व भारत में 
धीरे-धीरे राजसत्ता के साथ घामिकसत्ता भी क्षत्रियों के हाथ मे आती गई। 
क्षत्रियों ने आत्मविद्या पर वल दिया और यज्ञो के विरोध मे स्पष्ट कहा जाने लगा 
“प्लवा- हांते अहृष्ठा यज्ञ रूपा.” ये यज्ञ आदि कर्म कमजोर नाव के समान है--- 
इन से ससार सागर नही तिरा.जा सकता । श्रेय और प्रेय का भेद वता कर --- 
“अन्यच्छ यो अन्यदुतंव ग्रयस्‌! श्रेय-आत्म्रहित, आत्मविद्या की साधना करने वाले 
को वीर, वुद्धिमान एव प्रेय--भौतिक-सुख समूद्धि, यज्ञ यागादि, क्रिया काण्ड़ में पडे 
रहने वाले को मद (मूर्ख) कहा जाने लगा | उपनिपद्‌ मे मुखरित होने वाले ये 
स्वर निद्िचत ही दो विचार घाराओ के संघर्षों की सूचना देते हैं। और ये विचार 
धारायें वैदिक एव वेद विरोधी श्रमण घारायें ही रही होगी। ऐसा पूव॑ उल्लेखो से 
स्पष्ट हो जाता है । 

पावा में यज्ञ को आयोजन 


॥ ढ 


पच्चीस सौ वर्ष पूर्व पूर्वी भारत का घामिक इतिहास पढने पर यह स्पष्ट 
ज्ञात हो जाता है कि इन दोनो विचार धाराओो मे उस समय काफी उथल-पुथल 
मची हुई थी। ब्राह्मण सत्ता को चुनौती दी जाने पर स्थान-स्थान पर उस वर्ग की 
कोर से इस प्रकार के विद्वाद्‌ सम्मेलन एवं महायज्ञों की रचना होना भी आवद्यक 
हो गया था जिसमे उत्पन्न परिस्थितियों पर विचार किया जाय एवं विखरते हुए 


८. खृहदारण्यक उपनिपद ४। २। १ । 
९. छादोग्य उपनिषद ५। ११ 
» छादोग्य उपनिषद्‌ ५३३ 
« कंठोपनिपद्‌ २१ 
- श्रयदच प्रवच्च मनुष्यमेतद्‌ तौ सपरीत्य विविनक्ति घीर । 
श्र योहि धीरो5मिप्रेयसों वृणीते, प्रेयान्मन्दो योगक्षेमाद व॒णीते । 
-केंठोपनियद्‌ २२ 


ए नए >> >> (0 


पी 0 ०0 


8 


सांस्कृतिक अवलोकन ; १७ 


प्रभुत्व को पुन. स्थिर करने के लिए कोई स्थाई उपाय सोचा जाय । परिस्थितियों के 
अध्ययन से एवं अन्यों मे प्राप्त वर्णन से यह प्रतीत होता है कि आय॑ सोमिल जो 
मग्रध का एक धनादूय एव विद्वान ब्राह्मण था, ब्राह्मण वर्ग का नेतृत्व भी उसके हाथ में 
था और पूरे मगध्॒ एवं पूर्व भारत में उसकी प्रतिष्ठा भी थी। पावापुरी मे उसने एक 
विराट महायज्ञ का आयोजन किया । जिसमे पूर्व भारत के बडे-वड़े दिग्गज विद्वानों 
को उनके हजारो शिष्य परिवार के साथ निमन्त्रित किया गया | सम्भवत. इस महा- 
यज्ञ के अवसर पर वेद विरोधी विचारधारा के कड़े प्रतिवाद के उपायो पर एव 
साधारण जनता को पुन वैदिक विचारों की ओर आक्ृष्ट करने के साधनों पर भी 
विचार करने की योजना वनी होगी । इस सम्पूर्ण महायज्ञ का नेतृत्व मगध के प्रसिद्ध 
विद्वान प्रकाण्ड तकंझ्ञास्त्री 'इन्द्रभूति गौतम” कर रहे थे। अन्य अनेक विद्वानों के 
साथ अग्निभतति, वायुभूति आदि ग्यारह महापण्डित भी वहाँ उपस्थित थे । 


गोतस : एक परिचय 
छे 


इन्द्रमूति गौतम का जन्म स्थल था मगध का एक छोटा-सा गोवर ग्राम ।** 


उनकी माता का नाम पृथ्वी, एवं पिता का नाम वसुभूति था । उनका गोत्र 
गौतम था । 


गौतम का व्युत्त्पत्तिजन्य अर्थ करते हुए ज॑नाचार्यों ने लिखा है---'गोभिस्तमों 
ध्वस्त यस्य” “ बुद्धि के द्वारा जिसका अन्धकार नष्ट हो गया है वह--ग्रौतम । वैसे 
गौतम' शब्द कुल एवं वश का वाचक रहा है । स्थानाग मे सात प्रकार के गौत्तम वताए 
गए हैं । गर्ग, भारद्ाज, जआागिरस भादि । वैदिक साहित्य मे गौतम ताम कुल से 
भी सम्बद्ध रहा है और ऋषियों से भी । ऋगूवेद मे गौतम के नाम से अनेक सूक्त 
मिलते हैं, जो गौतम राहुगण नामक ऋषि से सम्बद्ध है ।'' वंसे गौतम नाम से 
अनेक ऋषि, धर्म सूत्रकार, न्याय शास्त्रकार, धर्म शास्त्रकार आदि व्यक्ति हो चुके है 


३३. मगहा गोव्वरगामे ४४४ आवश्यक नियु क्ति गा. ६४३. ६५६ 
३४. अभिषान राजेन्द्र कोश भा. ३ गौतम हब्द 
३५. स्थानाग ७ 


३६. ऋग्वेद १. ६२. १३. (व दिक कोश पृ० १३४) 


१८ इन्द्रभूति गौतम 


अरुणउद्दालक, आरुणि आदि ऋषियों का भी पैतृक नाम गौतम था ।” यह कहना 
कठिन है कि इन्द्रभूति गौतम का गोत्र क्या था, वे किस ऋषि गश से संम्बद्ध थे ? 
पर इतना तो स्पष्ट है कि गौतम गोत्र के महान गौरव के अनुरूप ही उनका व्यक्तित्व 
बहुत विराद्‌ एवं प्रभावशाली था । दूर-दूर तक उनकी विद्धत्ता की धाक थी। पांच 
सौ छात्र उनके पास अध्ययन करने के लिए रहते थे । उनके व्यापक प्रभाव के कारण 
ही सोमिलाय॑ ने इस महायज्ञ का धामिक नेतृत्व इन्द्रभूति के हाथ मे सौंप दिया था। 
विभिन्न जनपदो से हजारो विद्वान, ब्रह्मुमार उस महायज्ञ में भाग लेने आए थे। 
मगध जनपद के हजारो नागरिक दूर-दूर से इस यज्ञ की ख्याति सुनकर देखने को 
उपस्थित हुए थे । 


पावापुरों में भगवान महावीर 
के 


भगवान महावीर केवल ज्ञान प्राप्त कर जब पावापुरी मे पधारे तो हजारो 
नरनारी उनकी धर्मं देशना सुनने को उमड पडे । देवताओं ने समवशरण की रचना 
की । आकाश में भगवान महावीर की जयजयकार करते हुए असख्य देव, विमानों 
से पुष्प वर्षाति हुए समवशरण की ओर आने लगे । 


निराशा और जिन्नासा 


यज्ञवाटिका मे बठे हुए विद्वानों ने आकाशमा्ग से आते हुए देवगण को 
देखा तो रोमाचित होकर कहने लगे “देखिए, यज्ञ माहात्म्य से आक्ृष्ट होकर भाहुति 
लेने के लिए देवगण भी आ रहे हैं।” हजारो लाखो आँखे आकाश की ओर टकटको 
लगाए देखती रहीं । पर जब देव विमान यज्ञ मण्डप के ऊपर से सीधे ही आगे निकल 
गये तो एक भारी निराशा से सबकी आँखे नीचे झुक गयी, मुख मलिन हो गये, और 
आइचये के साथ सोचने लगे---“यह क्‍या है ? क्‍या देवगण भी किसी की माया मे 
फेंसगए हैं ? या भ्रम मे पड गए हैं ? यज्ञमण्डप को छोडकर कहाँ जा रहे हैं ?” 
इन्द्रभूति ने देखा--यह तो उनके साथ मजाक हो रहा है। देवविमानो को देखकर 
उन्होने ही तो यज्ञ की महिमा से मण्डप को ग्रुजाया था और अब उन्ही के अहंकार 


३७. भारतवर्पाय प्राचीन चरित्र कोझ पृ० १६३-१९५ 


सास्कृतिक अवलोकन १९ 


पर चोट करते हुए ये विमान सीधे आगे निकल गये । आर्य सौमिल से पुछा---आर्य, 
आज पावापुरी में कौन आया है ? 


आये सोमिल--“आपने नही सुना ?” 
इन्द्रभूति--नही ।! - 


सोमिल--द्षत्रिय कुमार वर्धभाव । लगभग तेरह वर्ष पूर्व इन्होने गृह त्याग कर 
प्रवज्या ग्रहण की थी | राजकुमार अवस्था मे ही ये वर्णाश्रम, एवं यज्ञविरोधी विचारों 
को प्रोत्साहित करने मे अग्रणी रहे हैं। अनेक राजन्यो एव शासको को इन्होंने अपने 
प्रभाव मे लिया है । और अब तपस्या के द्वारा सिद्धि प्राप्त कर पावापुरी मे आकर 
अपने सिद्धान्तों के प्रचार-प्रसार मे यह विद्ञाल आडम्वर कर रहे हैं। असख्य देवताओं 
को भी उन्होंने अपने वश मे कर लिया है। 


इन्द्रभूति--अच्छा ! वेद विरोध ! वर्णाश्रम विरोध ! यज्ञ निषेघ ! और 
इसके लिए इतना संगठित व वलशाली-आन्दोलन । अच्छा, देखता हू मैं क्‍या 
शक्ति है वर्धंभान मे ! जो हमारे विरोध के समक्ष डट सके । आय॑ सोमिल ! लगता 
है वर्धभान ने कुछ तपस्या करके ऐन्द्रजालिक सिद्धियाँ प्राप्त की हैं । जनता को भ्रम 
एवं मायाजाल में डाल रहा है। पर यह अन्बकार कब तक ? जब तक इन्द्रभूति 
के आजस्व-वर्चस्व का प्रभाव पूर्ण सहस्नाशु वहाँ पहुँच न जाय । 


सोमिल--हाँ, सत्य है आये ! श्रमण वर्धभान की उठतो हुई शक्ति का प्रति- 
रोघ करना ही होगा । नदी के बहाव को प्रारम्भ मे ही मोड देना चाहिए अन्यथा 
वह वल पकड लेता है। श्रमण वर्धमान के पीछे अनेक क्षत्रिय शासको का पृष्ठ बल 
है। वंशाली गणराज्य के अध्यक्ष चेटक जो प्रारम्भ से ही हमारो वैदिक परम्परा के 
विरोधी रहे हैं, वर्धभान के मातुल है । मगध, वंशाली, क्षिलवस्तु आदि अनेक जन 
पदो मे वेद विरोधी विचारों का तूफान उठ रहा है ।१< और इधर श्रमण वर्धमान 
भी केवल्य प्राप्त करके पावा मे आ घुके हैं। सहस्नो देवगण भी इनके उपदेश सुनने 


३८. भगवान महावीर के लगभग १० वर्ष पदचात्‌ बुद्ध ने वोधिलाभ प्राप्त किया । 
जब भगवान महावीर को कवल्य हुआ तब बुद्ध को तपस्या करते हुए ३ वर्ष 
हो चुके थे । बुद्ध के गृह त्याग की मगध से काफी हलचल थी --देखिए आयम 
भौर तिपिठक एक अनुशीलन--प० ११७ 


२० इम्द्रभूति गौतम 


सभा की ओर दौडे जा रहे है | विद्वदवर्य ! जिस स्थिति पर विचार करने के लिए 
हमने इस महायज्ञ का आयोजन किया था उस स्थिति की उम्रता आज हमारे समक्ष 
स्पप्ट हो रही है । और हमारे इस आयोजन को प्रभावहीन करने के लिए ही श्रमण 
वर्धमान पावापुरी मे आकर विराद धर्म सभा कर रहे है । 

इन्द्रभूति --आय॑ सोमिल ! हम इस बढती हुई घर्म विरोधी भावना का 
प्रतिरोध करेंगे । जब तक इन्द्रभूति जैसा विद्वान आपके समक्ष विद्यमान हैं इस आयो- 
जन को कोई प्रभावहीन नही कर सकता। मैं स्वय वर्धंमान से जास्त्रार्थ करूँगा, उन्हे 
पराजित करके अपना शिष्य वनाऊँगा और देखते ही देखते व॑ंदिक घर्मं की वजयन्ती 
आकाश मण्डप को चूमने लगेगी । 


इन्द्रभूति के कथन पर आय॑ सोमिल के साथ हजारो विद्वानों, छात्रो एश् 
जनता ने---/अखण्ड भूमण्डल वादि-चक्रवर्ती आय॑ इन्द्रभूति की जय” नाद से यज्ञ- 
मण्डप को गुजा दिया। 
इन्द्रभूति का मन अहकार व धर्मोन्माद से मचल उठा था । वे श्रमण वर्धभान 
को पराजित करने के लिए जनता के समक्ष कृतसकल्प हुए । 


समवशररणप की ओर 


इन्द्रभूति का पाडित्य अद्वितोय था, वेद एव उपनिपद्‌ का ज्ञान उनकी चेतना 
के कणकण में छाया हुआ था । समस्त दरशशंन, न्याय, तक, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि 
की सुक्ष्मतम गुत्थियाँ सुलझाना उनके वाए हाथ का खेल था। ज्ञान के साथ जिज्ञासा 
वृत्ति उनकी अपूर्व विशिष्ठता थी | आयंसोमिल की प्रेरणा, विद्वानो की प्रशसा एवं 
धर्मोन्माद के कारण वे श्रमण वर्धभान से वादविवाद करने चल पडे । किन्तु इन 
सव वातो के साथ ही साथ एक गूढ प्रश्न, अनयूझ जिज्ञासा उनके मन को उद्वेलित 
कर रही थी और वही उनको खीच रही थी । श्रमण वर्धभान का प्रभाव और 
उनकी सर्वज्ञता की बात उन्होने अपने कानो से सुनी, असख्य-असर्य देव विमानों को 
उनकी धमंसभा में जाते माँखो से देखा, तो उनकी विद्वत्ता का अहकार भीतर ही 
भीतर सिहर उठा । उनका मन श्रमण वर्घंमान के प्रति खिंचने लगा। एक-विचित्र 
आकर्षण उनके मन मे जगा । अनुभव हुआ--जसे उनका अतरग श्रमण वर्धमान की 
ओर खिंचा जा रहा है । जो समाघान आज तक नही मिला, वह वहाँ मिल सकता है । 


सास्कृतिक अवलोकन २१ 


जो प्रइन आज तक अनछूए रहे, उनका निराकरण वहाँ हो सकता है। इच्द्रभूति का 
मन भीतर-ही-भीतर भआन्दोलित होने लगा और वे अपने पाँच सौं शिष्यों के साथ यज्ञ 
विधि को सम्पन्न करने से पूर्व ही भगवान महावीर के समवरशण महसेन वन की 
ओर बढ गये ।* 


३९ दिगम्वर आचार्य गुणचन्द्र के मतव्यानुसार इन्द्रभूति गौतम भगवान महावीर के 
समवशरण मे स्वत प्रेरित होकर नही, किन्तु सौधमे न्द्र के द्वारा कि “तुम 
वहाँ जाकर अपने सशय का निराकरण करो” इस प्रकार प्रेरणा करके लाये 
जाते हैं--- 

“दुष्ट्रवाकेनाप्यु पायेन समानीयान्तिक विभो-,! 


-+महा० उत्तर ४७।३५९ 


खण्ड : २ 


भारतीय चिन्तन की पृष्ठ भ्रमि 


इन्द्रभूति का सशय ७ 
जटिल प्रएन ७ 
विविध मत ७ 
देहात्मवाद ७ 
इन्द्रियात्म वाद ७ 
मनोमय आत्मा ७ 
प्रज्ञानात्मा ७ 
चिदात्मा ७ 

इन्द्रभूति की वेचैनी ० 


भारतीय चिन्तन को पृष्ठमूमि 


इन्द्रभूति का संशय 
छ 


इन्द्रभूति गौतम अपने युग के, अपनी परपरा के एक समर्थ एवं प्रभावशाली 
विद्वान थे । श्रमण भगवान महावीर की ख्याति, देवकृत मतिशय एवं सर्वज्ञता की वात 
उनके हृदय को अज्ञात रूप से उनके प्रति आक्षष्ट करने लगी थी। उनकी अन्तरचेतना 
मे प्रवल जिज्ञासा थी, किसी भी विपय को, नवीन तथ्य को समभमने-परखने के लिए वे 
सदा उत्सुक रहते यह उनका सहज स्वभाव था, जो आगमों में स्थान-स्थान पर आए 
उनके प्रदनों से ध्वनित होता है। प्रत्यक्ष रूप मे भले ही वे अपनी परम्परा के प्रति- 
रोघी श्रमण भगवान महावीर की ओर वाद विवाद की भावना लेकर बढ़े हो, उन्हे 
पराजित कर अपनी विद्त्ता एवं प्रभाव का डंका चारो ओर वजाने की भावना उनमे 
रही हो, किन्तु आगे की घटना स्पष्ट कर देती है कि उनके भीतर जीवित ज्ञान चेतना 
थी, सत्य की प्रवल जिज्ञासा थी, जो जीणं॑-शीर्ण परम्परा के मोह को, क्षण भर मे 
नष्ट करके ज्ञान का विमल आलोक प्राप्त कर घन्य हो गई। 


प्राचीन आग्रम ग्रल्यो एवं कल्पसूत्र तक में इस वात का कोई वर्णन नहीं है 
कि इन्द्रभूति ज॑से विद्वान भगवान महावीर के पास किस कारण से आए, कंसे प्रवुद्ध 
द्वोकर प्रत्नजित हो गए ? सर्वप्रथम आवश्यकनियु क्ति मे आचारय॑ भद्गबाहु ने एक 


२६ इन्द्रभूति गौतम 


गाया में गणघरों के मन की शकाओ का उल्लेख किया है । जिनका समाधान भग- 
वान महावीर ने किया, और वे अपने-अपने शिष्य परिवार के साथ प्रन्नजित हुए । 
सभवत यह उल्लेख ही वह पहली कडी है जो गणघरो एवं महावीर के संवाद को 
दाशंनिक भूमिका से जोडती है । 


जटिल प्रश्न 
क्र 


तत्कालीन विचार सूत्रों का परिशीलन करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है 
कि उस युग में आध्यात्मिक एवं दाशंनिक विचार क्षेत्र मे बहुत वडी उथल-पुथल छाई 
हुई थी । सैकडो विचारक, सँकड़ो विचारघारायें और सव अपनी अपनी विचारधारा 
को ही सत्य सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे थे । जिधर जाओ, उघर विचारो का एक 
कोलाहल छाया हुआ था, सामान्य श्रद्धालु ही नही, किन्तु बड़े से वडा विद्वान भी उस 
स्थिति मे यह निर्णय नहीं कर पाता कि क्‍या सत्य है, क्‍या असत्य है ? आत्मा 
एव ब्रह्म का एक ऐसा जटिल विषय था जिसको एक ओर एकान्त जड एवं अस्तित्व- 
हीन सिद्ध किया जाता था तो दूसरी ओर एकांत चैतन्य एवं अद्वत सत्ता के रूप में 
स्वीकार किया जा रहा था। वेद एवं उपनिषद साहित्य में इस प्रकार के संकडों 
विरोधी विचार सामने आने के कारण ही संभव है इन्द्रभूति ज॑से दिग्गज विद्वान भी 
आत्मा के सम्बन्ध मे भीतर ही भीतर संशयाकुल रहे हो, और जव भगवान महावीर 
द्वारा उनके संशय का समाधान हुआ तो उनका लगा हो, मन का काटा निकल गया, 
हृदय सरल एवं सही स्थिति का अनुभव करने लगा है और इस कृतज्ञता में वे भगवान 
के पास प्रव्नजित हो गये हो । इन्द्रभूति गौतम के मन - में संशय था, जीव है या 
नही ! इस प्रव्न का भगवान महावीर ने तक शुद्ध समाधान किया और इन्द्रभूति भगवान 
के शिप्य वन गये । इन्द्रभूति के इस संशय की पृष्ठभूमि क्या थी इसे समझने के लिए 
हमे भारतीय दर्शन में आत्मविचारणा की पृष्ठयूमि को समझना आवश्यक है, उसी पृष्ठ 
भूमि पर हम भगवान महावीर के ताकिक समाघान का सही महत्व समझ 
पायेंगे । 


१. जीवे कम्मे तज्जीव भूय “तारिसय “वघ मोक्‍्खे य, 
देवा शेरइय या पृण्णो '*परलोय ''शेव्चाणे। 
“आवश्यक नि० ५९६ 


भारतीय चिन्तन की पृष्ठभूमि २७ 


विविध मत 
छा 


सूत्र कृताग' मे आत्मा के सम्बन्ध में विविध विचारधाराओं का दिगूदर्श॑त 
कराया गया है । कुछ दाशंनिक इस जगत के मूल में पाँच महाभूतो की सत्ता मानते 
थे । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश के समिलन से ही आत्मा नामक तत्व की 
निष्पत्ति होती है ।' पालि ग्रन्थोी में भी इसी प्रकार के दा निको का उल्लेख है जो 
चार तत्वों से आत्मा की चेतना की उत्पत्ति मानते थे।* आचाराग सूत्र मे आत्मा 
के लिए भूत, प्राण, सत्व' आदि शब्दों का प्रयोग भी आत्म सम्बन्धी इस विचा- 
रणा की एक अस्पष्ट उत्क्राति की सूचना देते हैं। ऋग्‌वेद मे एक ऋषि की पुकार 
है---जो आत्मा के सम्बन्ध मे विचार करते-करते विचारों की भूलभूल॑या में खो 
जाता है और फिर पुकार उठता है--“मैं कौन हूँ, यह भी मुर्के मालूम नही ।* कही 
सत्‌ को, कही असत्‌ को इस जगत का मूल माना गया, और फिर सशय हुआ तो 
चितक कह उठा--वह न असत्‌ था न सत्‌” वह कया है यह कहना कठिन है ।”* 
दार्श निक चिन्तन की इस उलझन में कभी पुरुष को, कभी प्रकृति को, कभी आत्मा 
को, कभी प्राण को, कभी मन को आत्मा के रूप मे देखा गया फिर भी चितन को 
समाधान नही मिला औजौर वह निरतर आत्म-विचारणा मे आगे से आगे बढता 
रहा । 


देह-आत्मबाद 
हु 
अपने भीतर जो विज्ञान एवं चेतनामय स्फूति का अनुभव होता है, वह कया 
है ? यह अनुभूति यह सवेदन जो समस्त देह मे व्याप्त है और अन्य जड पदार्थों 





२. सूत्रक्ताग १-१-१-७ से ८ 
सति पच महव्भूया इहमगेसिमाहिया । 
पुढवी आउ तेऊ वा वाउ आगास पचमा । 


न्प्फं 
के 


“भूत १-१-१-७ 
ब्रह्म जालसुत्त 


(क) आचाराग १।१॥२॥१५ (ख) भगवती १॥१० 
न वा जानामि यदिव इदमस्मि ।--ऋगूवेद १. १६४.३७ 
ऋग्वेद १०॥१२९ 


6 2022 08 


२८ इन्द्रभूति गौतम 
से अपने को भिन्न अनुभव कराती है वह आखिर क्या है ? यह प्रश्न अनादि काल से 
बुद्धि को भकझोरता रहा है । 

छादोग्य उपनिषद मे“ एक कहानी आती है कि “एक बार असुरों का 
स्वामी वैरोचन और सुरो (देवो) का स्वामी इन्द्र, प्रजापति के पास आत्मज्ञान लेने 
को गये । प्रजापति ने उन्हे पानी के एक कुड मे अपना प्रतिबिम्ब दिखला कर कहा- 
“इस जल में क्या दीख रहा है ?' उत्तर मे उन्होने कहा---/इस जल कुड में हमारा 
नख-शिख प्रतिविम्ब दिखाई दे रहा है ।' प्रजापति ने कहा---जिसे तुम देख रहे हो 
वही आत्मा है।” इस उत्तर से वरोचन ने यह जाना देह” यही आत्मा है और 
असुरो में इस देहात्मवाद' का उसने प्रचार किया । इन्द्र को इस उत्तर से सनन्‍्तोष 
नही हुआ । तंत्तिरीय उपनिषद में भी इसी प्रकार का एक विचार मिलता है, अन्न से 
पुरुष उत्पन्न होता है, अन्न से ही उसकी वृद्धि होती है और अन्न में ही वह लय हो 
जाता है, अत पुरुष अन्नरस मय ही है--पुरुषोहन्च रसमय ।* 

उपरोक्त विचार को ही ज॑न एवं बौद्ध ग्रन्थो मे-तज्जीव तच्छरीरवाद' कहा 
गया है | द्वितीय गणधर अग्निभूति को इसी विषय में सदेह था । बौद्ध ग्रन्थ पायासी 
सुत्त एव. जेनआगम रायपसेणीसूत्र भे जिस नास्तिक राजा पाथासी, पएसी का 
उल्लेख आता है वह इसी “'तज्जीव तच्छरीरवाद' देहात्मवाद का प्रवल समर्थक था । 
उसने अनेक तक एवं परीक्षाओं के आघार पर देह एवं आत्मा का ऐक्य सिद्ध करने 
का प्रयत्न किया था । प्रदेशी का दादा भी इस विचार धारा का कट्टर समर्थक था, ऐसा 


रायपसेणी सुत्त से विदित होता है ।'' और इसी विचार का मूल तैत्तिरीय उपनिषद्‌ एवं 
ऐतरेय आरण्यक मे भी प्राप्त होता है। 


इन्द्रियात्मवाद 
के 
देह को, भरूत्त को ही आत्मा मानने से जिन चितको को सतोप नही हुआ, उनका 
चितन आगे बढा, और जब शारीरिक क्रियाओ का निरीक्षण करने लगे तो प्राण- 


८. छादोग्य उपनिपद्‌ ८।८ 
९. तेत्तिरी० २१॥२० 
१० मसूच्रक्षताग १।१॥१।११, ब्रह्मजाल सुत्त । 
६१. रायपसेणी सुत्त ६१---“मम अज्जए होत्या अधम्मिए! 


भारतीय चिन्तन की पृष्ठभूमि २९ 


शक्ति पर उनका चिंतन टिका होगा, और प्राण को वे आत्मा मानने लगे होंगे, 
इसलिए उन्होंने जीवत की समस्त क्रियाओं का आधार प्राण को ही बताया ।' 
छाँदोग्य उपनिपद्‌" में कहा है--विश्व मे जो कुछ भूत समुदाय है, वह प्राण पर ही 
टिका हुआ है । बृहदारण्यक के एक वचन से यह भी स्पष्ट होता है कि---- मृत्यु इन्द्रिय 
शक्ति को नष्ट कर देता है, इसलिए सब इन्द्रियाँ मिलकर 'प्राण' रूप मे प्रतिष्ठित हो 
गई ।' प्राणरूपमेव आत्मत्देन प्रतिपन्मा -- अत प्राण इन्द्रिय का सामष्टिक रूप 
माना गया और प्राण या इन्द्रिय को ही जीवन एव जगत का आधार मानकर एक 
प्रकार का समाधान प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया। जन आगमो मे भी इस वात 
का सकेत मिलता है कि इन्द्रियों को प्राण मानने की प्राचीन मान्यता चल रही थी 
और सभवत उसी आधार पर दक्ष प्राणों मे इन्द्रयो को प्राण” सज्ञा से अभिहित 
किया गया ।'४ 


मनोमय-प्रात्मा 


आत्मा को भौतिक रूप में देखने वाले विचारक इस प्रकार विभिन्न दृष्टियो 
से एक चितन घुरी पर घूम रहे थे । कुछ आत्मा को देह रूप में मानते थे, कुछ इन्द्रिय 
एवं प्राण रूप में । किन्तु यह प्रश्न फिर भी अटका हुआ था कि यदि आत्मा इन्द्रिय 
रूप ही है, तो वह मन के सम्पर्क के बिना ज्ञान क्यो नहीं कर सकती ? और इन्द्रिय- 
व्यापार के अभाव में भी चितन की प्रक्रिया को चालू रखने वाली कौनसी शक्ति है ? 
इसो प्रश्न ने दृष्टि को आगे बढाया, देह एवं इन्द्रियो से परे---मन का अस्तित्व 
उभरा और दाश्निको ने उसे “भात्मा? की सन्ञा दी। तैत्तिरीय उपनिपद्‌ मे कहा 
गया है--प्राणरूप आत्मा अन्नमय आात्मा का अन्तरात्मा है, और मनोमय आत्मा 
प्राणमय आत्मा का अन्तरात्मा है ।* यह बात दूसरी है कि वाद मे मन के भौतिक 


१२ प्राणों हि भ्रूतानामायु --तैत्तिरीय उपनिषद्‌ २।२३ 

१३, प्राणों वा इद सर्व भूत यदिद--छादोग्य ० ३११५४ 
१४... बृहदा० (शाकर भाष्य) १।५॥२१ पृ० ३७० 

१५... (क) भगवती सूत्र ४॥१ (ख) ज्ञाताधम कथा २ 

१६. प्राणमयादन्योउत्तरआत्मा मनोसय ।--तैत्तिरीय २।३।१ 


३० इन्द्रभूति गौतम 


एवं अभौतिक स्वरूप के सम्बन्ध मे च्याय-वशेषिक आदि दाशंनिको मे काफी गहरा 
मतभेद खडा हो गया," किन्तु उसके सूक्ष्म एव सुक्ष्मतर रूप के कारण अधिकाश चितक 
उसे ही आत्मा मानते रहे है और इस सबंध में काफी पैने तक उपस्थित किये जाते 
रहे हैं। न्यायसूत्रकार ने एक तक॑ दिया है कि “जिन हेतुओ के द्वारा आत्मा को देह से 
भिन्न सिद्ध किया जाता है, वे समस्त हेतु आत्मा को मन्तोमय सिद्ध करते हैं। भिन्न- 
भिन्न इन्द्रियो द्वारा अनुभूत ज्ञान का एकत्र सवान मन ही करता है, मन स्व विषयक 
है, अत वही आत्मा है| उससे भिन्न अन्य 'आत्मा' नामक तत्व मानने की आवश्यकता 
ही नही है ।!< समवत इस विचारधारा का प्रभाव उपनिषद्‌ काल के प्रारम्भ में 
अधिक रहा हो और उस प्रभाव के कारण अनेक ऋषियो ने मन की महिमा गाकर 
उसे ही ब्रह्म एवं आत्मा का रूप दे दिया हो ।*! 


प्रज्ञानात्मा 
् 

मन को आत्मा रूप में स्वीकार कर लेने पर भी दाशनिको को इस प्रश्न से 

मुक्ति नही मिली कि इन्द्रिय एव मन दोनो ही भौतिक है, अत इनका सचालन करने 
वाला कोई अभौतिक तत्व अवश्य होना चाहिए। उस अभौतिक तत्व की खोज मे 
कुछ दाशंनिको ने आगे छलाग लगाई और वे मन से प्रज्ञा तक पहुँचे और 'प्रज्ञान' को 
आत्मा' के नाम से जानने लगे। '्रज्ञान आत्मा” के स्वरूप को जानने का उपदेश 
दिया जाने लगा ।“ 'प्रज्ञा' को क्षात्मा स्वीकार करनेवाले दाशंनिक भौतिक से 
अभौ तिक स्वरूप की ओर अवश्य आगे बढ़े, पर फिर भी उनके चितनशील मस्तिष्क शात 
नही रह सके । एक प्रदइत वार-वार उन्हे उद्वेलित कर रहा था । ज्ञान का एक रूप 
वस्तुविज्ञप्ति रूप है, तो दूसरा अनुभव सवेदन रूप है । प्रज्ञा तो आत्मा का एक पहलु है, 
वेदन है, सवेदन के विना वह अधूरा है । ज्ञान के परचात्‌ भोग होता है, भोग अनुकूल 


१७ (क) न्यायसूत्र ३२६१ 
(ख) वंच्पिक सूत्र ७/१।२३ 
१८ न्यायसूत्र ३३१।१६ 
१९ (क) मनो वे ब्रह्म ति---बृहदा ० ४॥१६ 
(ख) मनोह्यात्मा, मनो हि लोको, मनो हि ब्रह्म---छादोग्य ० ७।३॥१ 
२० कोपीतकी उपनिपद्‌ ३॥८ 


भारतीय चिन्तन की पृष्ठभूमि ३१ 


भी होता है प्रतिकूल भी । अनुकूल भोग आत्मा को सुख रूप होता है और उसकी 
चरम स्थिति है आनंद ! 'प्रज्ञान' के साथ जब तक 'ानद' की स्थिति नही है तब 
तक आत्म विचारणा अपूर्ण है, यह भी एक विचार उठा और कुछ दाहंनिक बात्मा 
को आनद रूप' मानने लगे । आनन्द आत्मा" आनद ही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही 
परमात्मा है । इस विचार ने धीरे-बीरे दर्शन को जो सिर्फ बौद्धिक व्यायाम तक ही 
सीमित था, धर्म, अर्थात्‌ आत्मिक परितृष्ति की ओर उन्मुख किया, यह भी माना जा 
सकता है ।'' 

चिदात्मा 

के 


आनन्द को आत्मा मानने वाले दाशंनिको के समक्ष भी यह प्रश्न खडा ही रहा 
कि आनन्द की अनुभूति करने वाला तत्व आनन्द से भिश्न होना चाहिए । “आनन्द 
का अन्तरात्मा क्‍या है! इस प्रश्न पर जब चितन धारा वढी तो सम्भव है कुछ 
दाशंनिको ने कहा--देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, प्रज्ञान तथा आनन्द से भी जो परे है, 
वह आत्मा है।इस विचार ने आत्मा को “चिदृ” रूप में उपस्थित किया । जो 
चैतन्य है, जो ब्रह्म है, वही आत्मा है--सर्व हि. एतद्‌ ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म '---इस 
ब्रह्दा को ही चेतन पुरुप मानागया। वह स्वय ज्योति स्वरूप, द्रष्टा विज्ञाता है। 
उसे किसी अन्य की अपेक्षा नही | 


इस प्रकार आत्मा सम्बन्धी विचारणा मे भारतीय चितन में एक विचित्रता, 
वहुविघमान्यता एवं पूर्वापरविरोधी विचारो का ऐसा वातावरण छाया हुआ था कि 
किसी भी निशचय पर पहुँच पाना बहुत कठिन था। एक ओर आत्मा को भूतात्मक 
मान कर नितात भौतिक एवं देह से अभिन्न सिद्ध करने वाले दाशंनिक अपनी विचार 
धारा के प्रचार-प्रसार एव खण्डन-मण्डन मे सलग्न थे, तो दूसरी भोर कुछ प्राणात्मक 
इन्द्रियात्मक, मनोमय, ज्ञानात्मक, आनन्दात्मक आदि रूपो पर ही विशेष वल देते 


२१ आनन्द आत्मा--तैत्तिरीय २।५।१ 

२२ िद्यापा6 ् (णाहस्‍00685 ज स्राव ?7050009---2२० 
२४  तैत्तिरीय उपनिषद्‌ २।६ 
२५. माड्क्‍्य उपनिषद्‌ २ 
२६ वृहदारण्यक० ३।४।१२ 


इ्२ इन्द्रभूति गौतम 


थे। इस चितन का अतिम स्वर था आत्मा की ब्रह्म रूप चिदात्मक स्थिति । एक ओर 
अद्व॑ तजडात्मा और दूसरी ओर अद्व तचेतनात्मा--इन दो ध्रूवों के बीच मे निग्नन्‍्ध 
विचारधारा एक सामंजस्य उपस्थित कर रही थी । उसने जड एवं चेतन दोनो को 
मौलिक तत्व माना | आत्मा को चेतन माना, पुदंगल को अचेतन ! पुदंगल--- 
कर्म आदि से संपृक्‍त अवस्था में चेतन मूत है, तथा कर्म मुक्त अवस्था मे ज्ञानादि गुणों 
से युक्त अमृत ! 
इन्द्रभूति की बेचेनी 
कक 
आत्म विचारणा की इस विषम स्थिति मे इन्द्रभूति ज॑ंसे विद्वान की प्रज्ञा भी 
किसी निर्णय पर नही पहुँच पा रही थी और इसी कारण कभी-कभी मन में यह 
प्रश्न मूल से ही अटक जाता कि--जिस आत्मा के सबध मे इतनी अठकलें लगाई जा 
रही हैं, वह वस्तुत क्‍या है ? और कुछ है भी या नही ? यदि कुछ है, तो आज तक 
उस संबंध मे किसी ने तकंसगत समाधान क्यो नहीं प्राप्त किया । 
जिस प्रकार सामान्य व्यापारी को अपने हिसाब-किताव की एक छोटी-सी 
भूल भी चेन नही लेने देती, उसी प्रकार विद्वान के मन को जब तक उसका संशय 
निमू ल न हो जाये शान्ति प्राप्त नही हो सकती, अपनो संपूर्ण विह्वत्ता पर एक चोट सी 
प्रतीत होती है, और वह विद्वान के लिए किसी भी प्रकार सह्य नही होती । इन्द्रभृति 
ने सभवत अपने युग के वडे-बडे मत्तीषियो, विद्वानो और तकंशास्त्रियों से वाद विवाद 
भी किया होगा । उनसे अपने सशय का समाधान भी चाहा होगा, पर कही से भी वह 
उत्तर नही मिला, जिसे प्राप्त करने को उनकी आत्मा तडप रही थी। वे किसी भी मूल्य 
पर अपनी शका का समाधान पाना चाहते थे और आज जब श्रमण महावीर की 
अलौकिक महिमा, उनकी सर्वज्ञता का सवाद, दंव गण द्वारा पूजा अर्चा का यह समा- 
रोह देखा तो विजिगीषा के साथ एक प्रबल जिज्ञासा भी अवश्य उठी होगी । वे या 
तो वाद विवाद करके महावीर को वेदानुयायी बना लेना चाहते होंगे या फिर अपनी 
शका का समाधान पाकर उनका शिष्यत्व स्वीकार करने का संकल्प ले चुके हो | इस 


प्रकार की कुछ भावनाओ ने इन्द्रभूति को भगवान महावीर के समवशरण की ओर 
आगे बढाया । 
क् छ 


खण्ड ; ३ 


ऋ्रात्म-विचारणा 





पूर्वाग्नह टूट गए ७ 

संशय का उद्घाटन ७ 

आत्मा प्रत्यक्षादि प्रमाणो से असिद्ध ७ 
आगम प्रमाण से भी सिद्ध नही ७ 
आत्मा का प्रत्यक्ष अ्रनुभव ७ 

अह प्रत्यय ७ 

गुणा-गुणी भाव ७ 

जीव की शअ्रनेकता ७ 

वेद पदों की सगति ७ 

जीव का नित्यानित्यत्व ७ 

प्रव्रज्या ७ 

तीर्थ प्रवर्तत ७ 





तअ्रात्मनविचारणा 


पूर्वाग्रह टूट गए 


इन्द्रभूति गौतम जब तीर्थंकर महावीर की धमंसभा मे पहुँचे तो उनकी 
मन स्थिति क्‍या रही होगी यह कहना कठिन है । महावीर के प्रति उनकी घारणाए' 
बहुत भिन्न थी । महावीर एक राजकुमार थे । वयालीस वर्ष के तेजस्वी युवक थे । इस 
तूफानी यौवन मे जिसप्रकार विजय एवं राज्यविस्तार का उल्लास क्षत्रियो का 
सहज मनोवेग माना जाता था उसीफप्रकार इस युग में अध्यात्म एवं तत्वज्ञान की 
चर्चा तथा गृहत्याय एवं सन्यास भी क्षत्रियकुमारों का एक रुचिकर विपय बन रहा था । 
अनेक क्षत्रियकुमार युवावस्था में ही गृहत्याग कर सनन्‍्यास की ओर बढ रहे थे 
ओर अध्यात्मविद्या मे ब्रह्मऋषियों से भी दो कदम आगे जा रहे थे। वंदिक 
परम्परा मे गृहस्थ-ऋषि की परम्परा का प्राधान्य था, किन्तु क्षत्रियकुमारों ने इस 
परम्परा में नई क्राति प॑दा की । उन्होने गृहत्याग कर सन्‍्यास--प्रत्रज्या ग्रहण की और 
वह भी जीवन के चतुर्थ आश्रम में नही, किन्तु द्वितीय आश्रम में ही। इस 
आध्यात्मिक उत्काति से ब्राह्मणों से क्षत्रियो की आध्यात्मिक श्रेष्ठता एवं तेजस्विता 
का प्रभाव चारो ओर फंल चुका था' और इन्द्रभूति गौतम पर भी वह प्रभाव किसी 


१, इस सबंध में देखिए दीघनिकाय से तथागत का कथन---'तथागत बुद्ध ने कहा 
“वाशिष्ठ ब्रह्मा सनत्कुमार ने भी गाथा कही है--गोत्र लेकर चलने वाले जनो 


३६ इन्द्रभूति गौतम 


रूप मे पड खुका था। इन्द्रभूति आयु मे महावीर से ज्येष्ठ थे। महावीर लगभग 
बयालीस वर्ष के थे' जब कि इन्द्रभूति पचास को पार कर रहे थे।' अध्यात्मज्ञान 
मे भी वे महावीर से अपने को श्रेष्ठ समझ रहे होगे । ब्रह्मत्व का गौरव जो कि 
अहकार का ही एक पर्याय था, उन्हे अपने को भारत का एक महानतम विद्वान, गुरु 
एवं प्रभावशाली याज्ञिक तथा घर्मयोद्धा के रूप मे देख रहा था, और महावीर 
को एक नवोदित तत्वज्ञानी, अधिक से अधिक नौसिखिया धामिक मल्‍्ल से 
अधिक नही मौन रहा होगा । इसलिए वाद विवाद मे महावीर को घुटकियों में 
पराजित करने का मनोवेग उनके भीतर मचल रहा होगा । किन्तु जब वे महसेन 
वन के निकट पहुँचे, महावीर के समवसरण की अलोकिक छठा देखी, असख्य-भसंख्य 
देवताओं को उनके चरणों मे भक्तिपूर्वक वदन करते देखा, उनकी दिव्य ध्वनि का 
मनोहारि घोष सुना | तो उनकी पूर्व घारणाए निरस्त हो गईं। अभिमान, अहकार तथा 
मात्सयं की भावनाओं का मालिन्य घुल गया। महावीर के प्रति उनके मन मे एक 
आकषंण का भाव जगा, श्रद्धा की हिलोरे उठने लगी, और मन करने लगा ज॑से अभी 
इनके चरणो में सिर झुका कर समपित हो जायें। इन्द्रभूति समझ नही पा रहे थे 


में क्षत्रिय श्रष्ठ है। जो विद्या एव आचरण से युक्‍त है, वह देव मनुष्यो 
में श्रष्ठ है।” में इसका अनुमोदन करता हूँ ।” दीघ॑ंनिकाय 
३े।४| पृ० २४५ । वृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे भी इस विचार की प्रतिध्वनि 
मिलती है-- क्षत्रिय से उत्कृष्ट कोई नहीं है । उसी से राजसूय यज्ञ में 


ब्राह्मण नीचे बेठ कर क्षत्रिय की उपासना करता है । वह क्षत्रिय में ही अपने 
यश को स्थापित करता है ।” 


--बुहदारण्यक १।४॥१९, पृ० २८५६ 
२. (क) कल्पसूत्र सूत्र ११६, (ख) आचाराग २ 
आवश्यक नियुक्ति गाथा ६५० 
भगवान महावीर की प्रथम देशना (वैसे द्वितीय) एवं तीर्थ प्रवतंत पावापुरी 
के महसेन वन में हुआ इस मान्यता के साथ दिग्रम्बर परम्परा मत भेद रखती 
है । कषायपाहुड की टीका (पृ०७३) के अनुसार भगवान महावीर एवं 
गणघरो का वार्तालाप एवं तीर्थ॑प्रवतंन राजगृह के विपुलाचल पर्वत पर 
हुआ । यद्यपि केवल ज्ञान वेशाख शुक्ल दशमी को ऋजु वालुका नदी के किनारे 
हुआ इस वात का समर्थन वहाँ भी मिलता है--- 
वेशाखे सासि सज्योत्स्तदशम्यासपराह्लके 
“+महापुराणे उत्तर पुराण ७४३४० 


न! 


आत्म-विचारणा ३७ 


कि उनके मन पर क्‍या हो रहा है ? क्‍या महावीर की माया उनके मन को भी 
व्यामोहित कर रही है ? इन असख्य देवताओं एवं गगणित मनुष्यों को महावीर 
ने जडवत्‌ स्तभित कर रखा है ? यह क्या चमत्कार है? क्‍या माया है ? और 
कंसे इस सब के मनोभाव जानकर उनका समाधान कर रहे हैं ? क्या वस्तुत. ही ये 
सर्वज्ञ है ? सव के मन की वातें जान सकते हैं ? क्या मेरे मन की हलचल भी ये 
जान पायेंगे ? और अब तक जो मेरे मन में एक संशय उठता रहा है उसका 
समाघान भी ये कर सकते हैं ? इन्द्रभूति इन विचारों में खोये-खोये महावीर के 
निकट पहुँचे । तो एक घीर ग़भीर स्वर उनके कानो से टकराया “इन्द्रभूति | आखिर 
तुम भेरे निकट भा ही गये ।” 


संशय का उद्घाटन 
हा 


इन्द्रभूति चौके । महावीर मेरे नाम से भी परिचित हैं ? मुझे पहचानते भी है ? 
हाँ, आखिर कौन है इस मगध मंडल मे जो इन्द्रभूति को न पहचाने ? इन्द्रभूति ने 
गोर से तीर्थंकर महावीर की अतिशय पूर्ण मुखमुद्रा की ओर देखा, मन हुआ कि 
विनय नही तो, सास्क्ृतिक शिष्टाचार वह्ञ ही अभिवादन करूँ, तभी भगवान 
महावीर ने कहा---“आयुष्मन्‌ इन्द्रशुति | इतने बडे विद्वान होकर भी तुम अपने मन 
का समाधान नही पा सके ? सब शास्त्रों का आलोडन करके भी उनका नवनीत 
टटोलते ही रह गये ? अब तक तुम्हे अपने आत्मा के अस्त्तित्व के सम्बन्ध में भी 
सदेह है ?" तुम सोच रहे हो कि यदि जीव (आत्मा) नामक कोई तत्व हैं तो वह 
प्रत्यक्ष भादि प्रमाणो से सिद्ध क्यो नही हो सकता । जो प्रत्यक्ष सिद्ध नही, उसको 
अस्त्तित्व आकाशकुसुम की भाँति कभी भी सभव नहीं हो सकता ? क्‍या यह 
ठीक है ?” 


श्रात्मा : प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से श्रसिद्ध 
७ 


इन्द्रभूति महावीर के द्वारा ग्रुप्त मनोमावों का उद्धाटन सुनते ही अचकचा 
गए । सच, महावीर सर्वज्ञ हैं? नही तो कैसे ये मेरे ग्रुप्ततम मनोभावों को यो 


है 


४. जीवे तुह संदेहों ?--विशेष० १५४९ 


३८ इन्द्रभूति गौतम 


बतला सकते थे ? वे पहले क्षण ही महावीर के गूढतम प्रभाव मे आ गये। फिर 
भी अपनी बाद विधि के अनुसार महावीर से प्रदनोत्तर करने को प्रस्तुत हुए और 
बोले--'हाँ | मैं आपकी वाणी की यथार्थता को मानता हूँ। जीव के अस्तित्व 
विषय मे मुझे सदेह है, क्या आप जीव के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं, और उसे 
तक, हेतु एव प्रत्यक्षादि प्रमाण के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं ?* मैं तो मानता हूँ वह 
प्रत्यक्ष-सिद्ध नही है, जिस प्रकार घट-पट आदि पदार्थ प्रत्यक्ष में दिखलाई देते है, 
उस प्रकार आत्मा का दरन प्रत्यक्ष मे नही हो सकता । और जो प्रत्यक्ष-सिद्ध नही, 
उस सम्बन्ध में अनुमान प्रमाण भी नही चल सकता। चूकि अनुमान का भी हेंतु 
(चिन्ह) प्रत्यक्ष-गम्य होना चाहिए। धुएँ को देखकर अग्नि का अनुमान किया जाता 
है, चूंकि घुआ जो कि अग्नि का अविनाभावि हेतु है, उसे हम प्रत्यक्ष में कभी अग्नि 
के साथ देख चुके होते हैं, इसलिए घुएँ को देखकर परोक्ष अग्नि को अनुमान द्वारा 
जाना जा सकता है, पर आत्मा का ऐसा कोई हेतु हमारे समक्ष नही है, जिसका 
आत्मा के साथ अविनाभाविसंवन्ध रहा हो और वह प्रत्यक्ष मे कभी देखा गया हो । 
इसलिए आत्मा न प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है और न परोक्ष--अनुमान से । 


आगम प्रमाण से भी सिद्ध नहीं 
७ ही 

अव रहा--आगम प्रमाण । आगम प्रमाण से भी आत्मा-जीव का अस्तित्व 

सिद्ध नही हो सकता । प्रथम त्तो आगम प्रमाण अनुमान प्रमाण का ही अग है। फिर 
आगम प्रमाण स्वय एक विवादास्पद विषय है| स्वग॑ नरक आदि अहृष्ट विषयो का 
प्रतिवादन करने वाले आगम के कर्ता आप्तपुरुष ने भी आत्मा का कभी प्रत्यक्ष दर्शन 
किया हो, यह सम्भव नही है । और फिर उनके प्रतिपादन मे भी परस्पर विरोध है। 
कोई कहता है--यह ससार उतना ही है जितना इन्द्रियो हारा दिखलाई पडता है ।* 
अर्थात्‌ आत्मा इन्द्रियो से दिखलाई नही पडता इसलिए आत्मा नामक कोई स्वतल्त्र 
तत्त्व नही है । भूत समुदाय से विज्ञानचन उत्पन्न होता है और भूतों के विलय के 
साथ ही वह नष्ट हो जाता है । परलोक नाम की कोई वस्तु भी नही है ।: इसके 





६. अस्ति कि नास्ति वा जीवस्तत्स्वरूप निरुष्यताम्‌ --उत्तर पुराण--७४।३६१ 
एतावानेव लोकोध्य यावानिन्द्रिय गोचर । --चार्वाक दर्वंग (पड॒दर्शन ८१) 
८... विज्ञानचन ख्वेतेम्यों भूतेम्य समुत्याय 
तान्वेचानुविनश्यति न च प्रंत्य संज्ञाइस्ति | बृहदा० २४१२ 


आत्म-विचारणा ३५ 


विरोध मे वेद एवं उपनिषद्‌* के अनेक वचन आत्मा को अमृत, अकर्ता, निगु ण, भोक्ता 
आदि विभिन्न रूपो में सिद्ध भी करते हैं--अतः आगम परस्पर विरोधी होने के 
कारण प्रामाण्य नही हो सकते । 


रे 


आत्मा का अत्यक्ष अनुभव 
श् 


महांवीर--“आयुष्मन्‌ इन्द्रभूति |! लगता है विचारों की विविधता एवं शास्त्र वचनों 
की गहराई के हादं को न पकड पाने के कारण ही तुम अभी तक इस 
सहाय से ग्रस्त रहे हो। तुम अपनी हृष्टि को स्वच्छ एवं पूर्वाग्रहों' से 
मुक्त करो, आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव तुम्हे हो सकता है ।? 

इन्द्रभूति--(आइचय के साय) “आय॑ ! क्या यह सम्भव है | अप्रत्यक्ष अमूर्त आत्मा 
का मैं प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता हूँ ?” 

महावीर-अवश्य ! तुम ही क्‍या ? प्रत्येक प्राणी आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कर 
सकता है, कर रहा है !” 
इन्द्रभूति की जिज्ञासा प्रवल हो उठी वे महावीर के और निकट आये एवं 
अत्यन्त आतुरता से वोले--वह कंसे ? 


महावीर----'जीव है या नही ? यह जो सशय है, वह तुम्हारी विज्ञान चेतना का ही 
एक रूप है । विज्ञान आत्मा का स्वरूप है ।!' संशय रूप विज्ञान का तुम 
प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हो, और यही आत्मा का अनुभव है-- अत कहा 
जा सकता है कि चुम आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हो। जिस 
प्रकार दरीर का सुख-दु ख स्व-सविदित है, उसके लिए किसी अन्य प्रमाण 
की आवश्यकता नही, उसीप्रकार विज्ञान रूप आत्मा का सशय के रूप में 


तुम प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हो, तो फिर किसी प्रमाण की तुम्हे कोई 
अपेक्षा नही होनी चाहिए ।” 


९. (क) छादोग्य उपनिषद्‌ ८१२१ (ख) मंत्रायणी उपनिपद्‌ ३१६।३६ 
१०. गोतम ! पच्चक्खो च्चियजीवो ज संसयातिविण्णाण । 
पच्चक्ख च ण सज्ञ जब सुह-दुक्खं सदेहमि। --गणधरवाद गाया १५५४ 
११ जीवों उवभोग लक्खणो--उत्तराध्ययन 


के 


इन्द्रभूति गीतम 


अह॒प्रत्यय 
् 


इन्द्रभूति---आय॑ ! सशय विज्ञान रूप मे आत्मा का प्रत्यक्षीभाव-वास्तव में युक्ति- 


संगत है | मैं आपके वचन को मानता हूँ, किन्तु क्‍या संद्ञय के अतिरिक्त 
किसी अन्य रूप में भी आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है ?" 


महावीर--'आयष्मन्‌ ! मैंने किया है, मैं कर रहा हूं, मैं कर ग।--इस प्रकार जो अपने 


कार्यो मे आत्म-वोघ की ध्वनि आती है, 'अहं” रूप ज्ञान अनुभव होता है 
क्या वह प्रत्यक्ष आत्मानुभव नही है ?!* 

यदि जीव नही हैं, तो 'अह“प्रत्यय--(मैं का बोध) कौन कर सकता है 
और कैसे कर सकता है ? 'मैं हूँ या नही” इस प्रकार की शंका करने वांला 
कौन है ? तुम ने सोचा इस विषय पर ? युक्ति पूवंक विचार करने पर 
अह॒प्रत्यय” से तुम अपने आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हो ।03 


इन्द्रभूति---“आर्य ! 'बहूं' का वोध जिस प्रकार आत्मा' का परिचायक माना जाता 


है, उसी प्रकार दिह' का परिचायक भी माना जा सकता है।' 


महावीर---इन्द्रभूति ! 'अहं” शब्द से यदि देह-बोध माना जाय तो फिर मृत शरीर में 


“अहप्रत्यय” होना चाहिए, पर वसा तो नही होता ! अत “हंप्रत्यय” का 
विपय देह नही, किन्तु आत्मा--चतन्य ही हो सकता है । अत जब 'अह- 
प्रत्यय' से तुम्हे आत्मवोध हो जाता है, फिर मैं हूँ या नही, इस संशय को 
कोई अवकाश नही रहता, वल्कि 'मैं हूँ' यह आत्म--विदवास की ध्वनि 
उठनी चाहिए।” 


१२ तुलना कीजिए--- 


१३ 


सभी लोको को आत्मा के अस्तित्व की प्रतीति है, "मैं नही हूँ' ऐसी प्रतीति 
किसी को भी नही है, यदि अपना अस्तित्त्व अज्ञात हो तो "मैं नही हूँ! ऐसी 
प्रतीति भी होनी चाहिए । +-अहामसूत्र शाकर भाष्य १.१.१ 
न्‍्यायमजरी (पृ० ४२६) मे अह॒प्रत्यय को ही आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान कहा 
गया है । न्‍्यायवातिक (पुृ० ३४१) में भी इसे प्रत्यक्ष ज्ञान की श्रेणी मे 
लिया गया है । 


आत्म-विचारणा ४१ 


गुरा-गुरी भाव 
् 


इन्द्रभूति--'आर्य ! 'सशय रूप विज्ञान' देह मे क्‍यों नहीं हो सकता ? जिस प्रकार 
आत्मा के साथ 'अहं वुद्धि! मानी गई है, वसे ही शरीर के साथ भी तो 
अहं बुद्धि है। शरीर जब तक प्राण को धारण करता है तव तक 'अह 
बुद्धि का आधार उसे ही माना जाय तो क्‍या आपत्ति है ?”? 


महावी२--“इन्द्रभूति ! कोई भी ग्रुण विना ग्रुणी के नही रह सकता। सशय स्वय 
ज्ञान रूप है, ज्ञान आत्मा का ग्रुण है । गुण विना गुणी के कंसे रहेगा ?” 

इन्द्रभूति--- क्या ज्ञान देह का गुण नही हो सकता ?” 

महावीर-- “नही ! देह-जड है, मृत है, जबकि ज्ञान अमूर्त एव बोध रूप है। गुण 
अनुरूप गुणी मे ही रह सकता है । ज॑सा गरुणी होगा, वैसा ही गण होगा । 
यह नही कि ग्रुणी अन्य हो, गुण अन्य । जड गुणी में चेतन ग्रुण नहीं रह 
सकता । यद्यपि शरीर आत्मा का सहचारी होने से उपचार से उसे भी 
आत्मा कहा जा सकता है, किन्तु वस्तुत शरीर एवं आत्मा के लक्षण 
परस्पर भिन्न हैं, शरीर घट की भाँति चाक्षुप (आँखो से दिखाई दिया जाने 
वाला) है, इसलिए जड है, आत्मा इन्द्रियो से ग्राह्म नही है, क्यो कि वह 
अमूर्त है।'' ज्ञान भी अमृतं है, अत वह भी इन्द्रियग्राह्म नही, किन्तु आत्म- 
संवेद्य है । अत ज्ञान रूप ग्रुण का आधार कोई होना चाहिए और वह 
ज्ञानमय भात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई हो नहीं सकता । इन्द्रभूति ! यह 
सिद्धान्त तुम्हे प्रत्यक्ष अनुभव से भी सत्य प्रतीत होना चाहिए, प्रत्यक्ष आदि 
प्रमाणो से भी एवं मेरे आप्त वचन (सर्वज्ञ वचन) से भी तुम आात्मा के 
अस्तित्व पर विश्वास कर सकते हो ?” 


१४ भारतीय दर्यनो मे इस विषय पर तीन प्रकार के मत प्राप्त होते हैं । पहला 
मत है न्‍्याय-वैशेपिक दर्शन का । वे गरुण-गुणी मे भेद मानते हैं । दूसरा मत है 
साख्य दर्शन का, वे ग्रुण-गुणी मे अभेद स्वीकार करते है । तीसरे मत में जैन 
एवं मीमासक है। ज॑न दह्शंन गुण-गुणी से कथचित्‌ भेद, कथचित्‌ अभेद (भेदा 
भेद) मानता है। मीमासा दर्शन भी भेदाभेद की धारणा रखता है । 

१५ नो इन्दियग्गेज्क अमुत्तभावा--उत्तरा० १४।१७ 


४२ इन्द्रभूति गौतम 


इच्द्भूति--' आाय॑ ! जीव के अस्तित्व के सम्बन्ध में आपके तके मुझे मान्य हो सकते 
हैं, फिर भी मैं यह कैसे विश्वास करूँ कि आप सर्वज्ञ है ? और यदि हैं भी 
तो क्यो आप का वचन सत्य ही हो, असत्य भी हो सकता है ? 


महावीर--इन्द्रभूति ! तुम सर्वज्ञता मे विश्वास करो, या न करो, पर, तुम जानते हो कि 
मैं तुम्हारे मन के समस्त सदयों का निवारण कर रहा हूँ, और फिर मुझे 
किसी प्रकार का भय, मोह एवं राग-ह्ष नहीं है, कि जिस कारण मैं 
असत्य वोलू । मैंने अपने अन्तर दोषो का परिमाजन किया है और आत्मा 
के सम्बन्ध मे प्रत्यक्ष प्रतीति की है, अत मैं तुम्हे कहता हूँ कि तुम तक॑ एवं 
प्रमाण के साथ पेरे वचन पर भी विश्वास कर सकते हो, और फिर तुम्हारा 
आत्म-सवेदन तो सब से मुख्य प्रमाण है ही ।” 


इन्द्रभूति को लगा--जंसे तीर्थंकर महावीर की वाणी से उनके समस्त सशय 
छिन्न हो रहे हैं, हृदय मे ज्ञान का आलोक, जो अब तक एक पढें के पीछे छिपा हुआ 
था अब ज॑से उभर रहा है, और उससे उद्भुत आलोक की छवि से मन-मस्तिष्क 
में शात प्रकाश छा रहा है । 


जींव की श्रनेकता 


इन्द्रभूति ने भगवान महावीर से कहा--“आय॑ ! आपने जिस चेतनालक्षण 
जीव की संसिद्धि की, उस जीव का रूप क्‍या है ? क्या वह अखंड व्यापक सत्ता है या 
भिन्न स्वरूप मे हैं ? 


महावीर-..-“इन्द्रभूति ! जीव अनत है और प्रत्येक जीव अपनी स्वतत्र सत्ता है । 
सामान्यत सिद्ध और संसारी जीव के दो भेद हैं । सिद्ध जीव कर्म मुक्त हैं 
अत उनके स्वरूप मे कोई भेद नही, ससारी जीव कर्म युक्त हैं, कर्मो 


के कारण उनमे भेद भी होता है | ससारी जीव के मुलत दो भेद होते 
हैं-त्रस और स्थावर । 


इन्द्रभूति---वेद एवं उपनिषद्‌ में जीव को ब्रह्म कहा गया है, और उसे एक अखड रूप 
में माना हैं। ससार मे जो भिन्न-भिन्न आत्माएँ हैं, उनमे उसी ब्रह्म का रूप 
प्रतिविम्वित होता है, जैसे कि जल में एक चन्द्रमा के विभिन्न प्रतिविम्ब 


आत्म-विचारणा ४३ 


भलकते हैं ।'*६ जिस प्रकार आकाश एक अखड विशुद्ध एव स्वच्छ है, किन्तु 
फिर भी जिसकी आँख रोगग्रस्त है (तिमिररोगी) वह उसमे विभिन्न रंगो व 
हृइयो की कल्पना करता है, उसी प्रकार एक ही विशुद्ध ब्रह्म अविद्या से 
कलुपित हृदय वालो को भिन्न-भिन्न रूपो मे प्रतिभासित होता रहता है ।” 
इस प्रकार शास्त्र वचनो से तो जीव अखड एवं सर्वव्यापक एक रूप सिद्ध 
होता है और आप उसके भेद एवं भेदान्तर की वात कर रहे हैं यह कसे 
युक्ति संगत है ?” 


महावीर--इच्द्रभूति ! जाकाश की भाँति जीव अखड एवं एक नही हो 


१६ 


१७, 


सकता । ओऔकाश का एक ही लक्षण सवंत्र दृष्टिगोचार होता है, जबकि 
जीव प्रतिपिड मे भिन्न है और उनके लक्षण भी परस्पर भिन्न हैं। सुख- 
दुख, बध-मोक्ष प्रत्येक जीव का भिन्न है, यदि जीव एक है तो एक जीव 
सुखी होने पर सव जीव सुखी होने चाहिए । एक जीव को दु ख अनुभव 
होने पर सव जीवो को दु ख का अनुभव होना चाहिए । एक का मोक्ष होने 
पर सब को मुक्ति हो जानी चाहिए । पर ऐसा कभी होता नही, प्रत्येक 
जीव का सु ख-दु ख भिन्न-भिन्न प्रतीत होता है, इसलिए यह तकंसिद्ध बांत 
है कि सव जीव परस्पर भिन्न है, चू कि उनका लक्षण भिन्न भिन्न है ।” 
आकाश की भाँति सर्वंगत्व तथा एकत्व की कल्पना जीव मे करने 
पर सुख-दुख एवं बध-मोक्ष की व्यवस्था ही गडवडा जायेगी ।!* चूकि 


एक एव हि भृतात्मा भृते-भूते प्रतिष्ठित । 

एकवा बहुधा चैव हृश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥॥ 
“अह्मविन्दु उपनिषदु ११ 

यथा विशुद्धमाकाश तिमिरोपप्लुतो जन । 

सकीणंमसिव मात्रार्भिभिन्नाभिरभिमन्यते ।। 

तथेदममल ब्रह्म निरविकल्पमविद्यया । 

कलुषत्वमिवापन्त भेदरूप प्रकाशते ।। 
“जहवारण्यक भाष्यवातिक ३,४,४३-४४ 
यहाँ पर यह स्पष्ट जान लेना चाहिए कि भारत के प्राय सभी प्रमुख 


दर्शन--न्याय--वैशेषिक, साख्य-योग, मीमासक, वौद्ध तथा जैन आत्मा 
के अनेकत्व में विश्वास रखते हैं, जवकि शाकर वेदांत आत्मा को एक 


मानते हैं । 


इन्द्रभूति गौतम 


आकाश सबंगत व्यापक है, इसलिये न उसमे कतृ त्व है, न भोक्तृत्व ! 
कर्ता, भोक्‍्ता एवं मंता (मनन करने वाला) जीव एक दुसरे से स्वतंत्र होता 
है, उसका अपना अस्तित्व अप्रतिबद्ध होता है, वह अकेला पुण्य-पाप करता 
है और अकेला भोक्ता है, यदि वह व्यापक है, तो न तो अकेला कुछ कर 
सकता है, और न अकेला भोग सकता है । अत. जीव का अनेकत्व, अनन्त 
पना तथा अस्वंगत्व--स्वतन्त्र रूप (शरीरव्यापी न कि सर्वव्यापी) तक॑ से 
भी सिद्ध है और वही बघ-मोक्ष, जन्म-मरण, कमफल भोवषतृत्व के सिद्धान्त 
का मूल आधार है । हें 


इन्द्रभूति---आये ! आपके युक्तिपूर्ण वचनों से जीव विषयक मेरा संदेह नष्ट हो रहा 


१५९. 


है । स्वयं मुझे इस विषय मे प्रतोत हो रहा है कि 'जीव है ।” किन्तु फिर 
भी कभी-कभी वेद वाक्‍्यों की विविधता मुझे पुन सन्देह की ओर ढकेल 
देती है, जंसे कि---'विज्ञानघन एवं एतेशम्य ” आदि कि यह विज्ञानघन 


आत्मा को व्यापक मानने के सबंध मे इन्द्रभूति के मन में जो ऊहापोह 
उपस्थित हुआ है उसका कारण औपनिषदिक चिंतन की विविचता है । 
उपनिपद्‌ मे कही आत्मा को देह प्रमाण माना है, तो कही अंगरुष्ठ प्रमाण एवं 
कही स्वंव्यापक । कौपीतकी उपनिषद्‌ (४-२०) में आात्मा को देह प्रमाण 
बताते हुए कहा है --जिस प्रकार तलवार म्यान मे व्याप्त है, उसी प्रकार 
आत्मा (प्रज्ञात्मा) शरीर मे नख एवं रोम तक व्याप्त है ।! बृहदारण्यक मे उसे 
चावल या जौ जितना बडा कहा है--यथा ब्राहिरवा यवो वा--(५।६।१) कठ 
उपनिपद्‌ में (२।१२) एवं इवेताइवतरोपनिषद्‌ (३॥१३)--“अगुष्ठमात्र 
पुरुषोडन्तरात्मा, सदा जनाना हृदये संनिविष्ट.” मे अगुष्ठ प्रमाण माना है। 
मुडक आदि अनेक उपनियदो में उसे व्यापक भी कहा गया है-- तदपाणि 
पाद नित्य॑ विभु स्वंगत'--(व्यापकमाकाशवत्‌)---म्रुण्डक ० शाकर भाष्य 
१११६ । कोई ऋषि उसे “अणोरणीयान महतो महीयान्‌” (संज्युप० ६३८ । 
कठोप ० १।२॥२० । छादोग्य ३३१४।३ । मानकर उसका ध्यान करने की बात 
कहते है । इस प्रकार के विरोधी विचार-चितन के कारण आत्मा के सबंध में 
इन्द्रभूति मी कुछ निर्णय नहीं कर पाए हो यह इससे ध्वनित होता 
है। नन्‍्याय-तंशेषिक, साख्य-्योग, मीमासक तथा शंकराचार्य भादि ने 
आत्मा को व्यापक माना है, तथा ज॑न दर्शन ने आत्मा को देह प्रमाण 
माना है । 


आत्म-दविचारणा है 84 


भूत समुदाय से ही उत्पन्न होता है और पुन” उसी में विलय हो जाता है । 
परलोक नाम की कोई वस्तु नही है ।” 


वेद पदों की संगति 


महावीर---/इन्द्रभूति ! तुमने वेद पदो का अध्ययन किया है, पारायण भी किया है, पर 
मुझे लगता है तुमने अभी तक केवल शब्द पाठ किया है, वेदो के हृदय को 
नहीं समझा है, शब्दो में सुप्त अर्थ को जागृत नही विया है, तभी ऐसी 
आ्राति तुम्हारे मन-मस्तिष्क को जकडे हुए हैं । कितु यदि तुम दृष्टि को 
स्पष्ट करके इन पदों का अर्थ समभने का प्रयत्न करोगे तो आत्मा विषयक 
म्राति इन्ही पदों से दूर हो सकती है ।” 


इच्द्रभूति--/आर्य प्रभु ! आपके हृदयस्पर्शी वचनो- से मेरा हृदय प्रवुद्ध हो रहा है, 
मेरी जिज्ञासा जागृत हुई है, कृपया आप ही इन वेद पदो का सही अर्थ 
बतलाने की कृपा करें ।” 


महावीर--आयुष्मन्‌ इन्द्रभूति | “विज्ञानघन एवैतेम्पो भृतेभ्य, समुत्याय तास्येवानु- 
विनश्यति न च प्र॑त्य संज्ञाउस्ति ! यह जो वेदवाक्य (उपनिषद्‌) है, उसके 
आधार पर तुम मानते हो कि भूत समुदाय से विज्ञानघन समुद्भूत होता 
है, भौर फिर उन्ही मे लय हो जाता है, इसलिए परलोक---परभव मे 
जाने वाला कोई नही है, यह अर्थ वास्तव मे गलत है । विज्ञानघन द्वब्द से 
जीव' आत्मा का भाव ध्वनित होता है । ज्ञान आत्मा का स्वरूप है । 
जीव के प्रत्येक प्रदेश के साथ अनन्तानन्त ज्ञान पर्यायो का सधात है, अत 
उसे विज्ञानधन कहा जाता है । भूतेभ्य समृत्याय'-इत्यादि पदो का तात्तपयें 
घट-पट आदि पदार्थ भृत है, वे ज्ञेय है, जैंसे 'घट” देखने से घट विज्ञान 
उत्पन्न हुआ, 'पट' देखने से पट विज्ञान उत्पन्न हुआ । सिद्धान्त यह है कि 
जश्ञेय से ज्ञान की उत्पत्ति होती है । घट भादि भूतो से घट विज्ञान उत्पन्न 
हुआ, वह जीव की एक विश्ञेप पर्याय है, इसलिये यह कहा जा सकता है 
कि यह घट विज्ञान रूप जोब घट से उत्पन्न हुआ, इसी प्रकार अन्य अनन्त 
भूत-पदार्थों के ज्ञान के साथ जीव तदनुरूप पर्याय घारण कर लेता है, अत 
वह उस पदार्थ से उत्पन्न हुआ ऐसा कहा जाता है । 


डर 


इन्द्रभूति गौतम 


तान्येबानुविनश्यति'---इस पद से यह ध्वनित होता है कि जो ज्ञान 
जिस ज्ञेय रूप पदार्थ के जालम्बन से उत्पन्न हुआ, उसके नष्ठ होने पर 
वह ज्ञान भी नष्ट हो जाता है | घटरूप ज्ञेय के नष्ट हो जाने पर घट 
रूप विज्ञान भी नष्ट हो गया, और घट विज्ञान आत्म रूप पर्याय भी 
नष्ट हो गई । वह पर्याय विज्ञानघन रूप जीव से अभिन्न थी, अत. यह कहा 
जाता है कि अमुक भूत के नाश होने पर विशानघन का भी नाश हो गया । 
इसके साथ एक वात यह भी समझ लेना है कि जब घट रूप ज्ञान पर्याय 
का नाग हुआ तो विज्ञानघन में अन्य पट आदि ज्ञान पर्याय का जन्म भी 
हो गया। एक ज्ञान पर्याय के विलय होने पर अन्य ज्ञान पर्याय उत्पन्न 
होती है, और उन दोनो ज्ञान पर्याय का आधार भूत विज्ञानघन-आत्मा 
विद्यमान होने से आत्मा को नित्यानित्यता सिद्ध होती है। यह विज्ञान 
घन आत्मा--उत्पाद व्यय ध्रौव्य स्वभाव से युक्त है। पूर्व पर्याय के 
विलय से उसका व्ययस्वभाव परिलक्षित होता है, अपर पर्याय 
के उद्गम से उत्पाद स्वभाव का परिचय मिलता है, तथा दोनो स्थितियों 
में विज्ञाभधन आत्मा का अविनाशी भ्र्‌व स्वभाव स्थिर रहने से यह भ्रौव्य 
स्वभावी है । 


इन्द्रभूति---आरय ! जव आत्मा, त्रिस्वभावी (उत्पाद-व्यय-प्रोग्य युक्त) है तो फिर 'न 


प्रेत्य संज्ञास्ति' यह क्यो कहा गया ? 


महावीर---इन्द्रभूति | इस वचन का तात्पये है, जब आत्मा पूर्व पर्याय का त्याग 


करके अपर पर्याय को ग्रहण कर लेता है तब पूर्व पर्याय का अश उस 
में नही रहता । जब मात्मा घट ज्ञान का त्याग करके पठ ज्ञान मे प्रवृत्त 
हुआ तो क्या तव भी उसको घटलज्ञान'ं या 'घटोपयोग' सज्ञा दी जा 
सकती है, नही न | चूंकि घटोपयोग निवृत्त होने पर ही पटोपयोग प्रवृत्त 
होता है--अत यह माना जा सकता है उस समय प्रेत्य-अर्थात्‌ पूर्व पर्याय 
को सज्ञा नहीं रहतो । यहाँ प्रत्य से अर्थ पूर्व पर्याय समझना चाहिए, 
न कि परभव ! 


इन्द्रभुति--आय॑ ! यह कंसे कहा जा सकता है कि उक्त वाक्य में परलोक का निषेध 


नही है ? 


आत्म-विचारणा है $९| 


/ न जीव का नित्यानित्यत्व 
्े 


महावी र-- आयुष्मन्‌ ! वेद वाक्‍्यो की पूर्वापर संगति देखने से यह विश्वास होता है 
कि उन्होने जीव-का निरषेष नहीं किया है, वल्कि देह से जीव को भिन्न 
माना है ।” और “अग्निहोत्र जुहयात्‌ स्वर्गंकाम । “ज्योतिर्‌यज्ञत 
कल्पता स्वयंज्ञ न कल्पताम्‌”* आदि वचनो में यज्ञ आदि का फल स्वर्ग 
प्राप्ति बताया है ॥ यदि भवान्तर मे जाने वाला कोई नित्य आत्मा नही है, 


तो फिर यज्ञ आदि कर्म का फल प्राप्त करने के लिए स्वर्ग आदि प्रलोक मे 
कौन जायेगा ? इसलिए तुम अपनी समस्त शकाओ का निराकरण करके 
यह हृढ विश्वास करो कि 'जीव है' वह नित्यानित्य है, जंसा कर्म करता 
है, उसके अनुसार फल भी प्राप्त करता है । 


भन्नज्या 
७ 


तीर्थंकर महावीर के युक्तिसगत वचनो से इन्द्रभूति गौतम के मन की गाँठ 
खुल गई, उनका सशय निमू ल हो गया भौर ज्ञान पर गिरा हुआ पर्दा हट गया। उन्हें 
भगवान महावीर की सर्वज्ञता एव वीतरागता पर अटूट विद्वास हो गया । इन्द्रभूति 
के मन मे गुप्तससशय, जो उन्होने आज तक किसी से नहीं बताये, भगवान महावीर 
ने उन्हे खोलकर रख दिए और गौतस के मनोभावों का स्पष्ट उद्घाटन कर दिया । 
इसलिए गौतम महावीर की सर्वज्ञता पर श्रद्धा करने लगे। दूसरी वात भगवान 
महावीर की तत्व प्रतिपादन शैली वडी अद्भुत, युक्तिसगत एवं वीतरागता का स्पष्ट 
दर्शन करानेवाली थी । आत्मा ज॑से गभीर विषय पर इतनी लम्बी चर्चा करने पर 
भी उन्होने कही भी यह नहीं कहा कि--में कहता हू इसलिए तुम मानो । उनकी 
शैली श्रद्धा प्रधान नही, वल्कि तक॑ प्रधान शैली थी, जो जिज्ञासु के मन मे छिपी हुई 
शका को बाहर निकाल कर ले आती | इस वाद विवाद शैली मे जिस सौम्यता, 





२०. वृह॒दारण्यक ४।३।६ में कहा है कि ज्योतिरेवाय पुरुष ? आत्म ज्योतिरेवाय 
सम्राड,--यह पुरुष आत्म ज्योति है । 

२१. मंत्रायणीउपनिपद्‌ ३३६।३६ 

२२. यजुर्वेद १८२९ 


हि इन्द्रभूति गौतम 


समन्वय भावना और बवहुश्न तता का परिचय गौतम को मिला वह अभ्ृतपूर्व था 
और भगवान महावीर की वीतरागता का स्पष्ट प्रमाण था | गौतम का मत और 
हृदय पूर्वाग्रहो से बंधा हुआ नहीं था, जाम्ताय एवं शिष्यपरपरा का व्यामोह 
तिलभर भी उनके मन में नही था। वे सत्य के जिज्ञासु थे, सत्य के शोचक थे, और 
जब भगवान महावीर के वचनो मे उन्हे सत्य की प्रतीति हुईं, उनकी वाणी में सत्य 
का साक्षात्‌ दर्शन हुआ तो कुछ ही क्षणों मे उन्होंने अपने समस्त पूर्व व्यामोहो को, 
संप्रदाय एव सप्रदायगत के चिन्हों का त्याग कर दिया । भगवान महावीर के चरणो मे 
हाथ जोडकर विनय पूर्वक प्रार्थना करने लगे “भन्‍्ते ! मैंने आपके तकंयुक्त वचनो का 
श्रवण किया है, मेरे मन के सशयो का उच्छेद हो गया है, में आपकी वीतरागता पर 
श्रद्धा करता है, आपके ज्ञान को लोक कल्याणकारी मानता हूँ। प्रभो ! मुझे भी अपना 


शिष्य बनाइये, अपनी आचार विधि की दीक्षा दीजिए और मुक्ति का सच्चा मार्ग 
दिखलाइए ।? 


इन्द्रभूति गौतम ने जब भगवान महावीर से शिष्य दोक्षा देने को प्रार्थना की 
तो सभवत उनके पाच सौ शिष्यो को भी आइचय हुआ होगा । भगवान के वचनो 


पर उन्हे भी श्रद्धा एवं विश्वास हुआ और वे भी गौतम के साथ ही भगवान महावीर 
के शिष्य वन गये । 


तीर्थ प्रवर्तन 


गौतम जव महावीर के शिष्य बने तो यह सवाद बिजली की भाँति चारो 
ओर फल गया । और तब पावापुरी मे एकत्रित विशाल ब्राह्मण समुदाय में अवश्य 
एक तूफान आया होगा, सव दिगूमूढ से सोचते रह गये होगे, 'बरे | यह क्‍या ? 
इन्द्रभूति ज॑सा उदभट विद्वान भी वर्धमान के इन्द्र जाल में फेस गया ? समवतत 
उपस्थित सभो विद्वानों के मन में एक खलवलो मची होगी और महावीर के प्रति 
उत्कट जिज्ञासा भी उठी होगी । इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि इन्द्रभूति के पश्चात्‌ 
यज्ञ मडप में उपस्थित अग्निभूति, वायुभूति आदि अन्य दस महापडित एक-एक करके 
अपने शिप्यों के साथ भगवान महावीर के समवसरण मे आये, वाद विवाद किया, और 
उन्त में तर्क शुद्ध समाधान पाकर हृदय की सम्पूर्ण श्रद्धा को निछावर करके भगवान 


आत्म-विचारणा ४९ 


महावीर के शिष्य वन गए ।** भगवान महावीर के द्वितीय समवसरण में, एक ही 
दिन में इस प्रकार ग्यारह महापडितत एवं उनके चवदहसों चवालीस शिष्यों ने दीक्षा 
घारण को, और भगवान महावीर ने वंसाख सुदी ११ को धर्मतीर्थ की स्थापना की ।** 
इसी समय राजकुमारी चदना जो कौशाम्वी मे थी, भगवान महावीर का केवल ज्ञांत 
सवाद सुनकर पावापुरी में पहुँची ।*$ प्रभु के चरणों में दीक्षा की प्रार्थना की और 
अनेक राजकुमारियों व कुटुम्बिनियों के .साथ उसने भी दीक्षा ग्रहण की, और वह 
साध्वी समुदाय मे अग्रणी वनी | सभवत आर्या चन्दना की दीक्षा भी उस युग 
में एक सामाजिक तथा धामिक क्राति का सूृत्रपोत था । चूकि अब तक चली आई 
वैदिक परम्परा मे प्रथम तो नारी को वेदाध्ययन एवं घामभिक क्रिया काण्डो से दूर 
ही रखा गया था । फिर गृहत्याग कर सन्‍्यास ग्रहण करना तो प्राय. समाज- 


ई४ ० /ह 


२४. महाकुला महाप्राज्ञा संविग्ना विश्ववंदिता । 
एकादशाऊपि तेथ्भूवन्मुलणिष्या जगढ्गुरो ॥ 


ही 


“त्रिषष्टि० प्व॑ १० सर्ग दर 


२५. इवेताम्बर मान्यता के अनुसार ' भगवान महावीर ने वैसाख- शुक्ल ११ को 
महसेन वन मे तीर्थ स्थापना की ।'जवकि दिगम्वर मान्यता इस सम्बन्ध में भिन्न 
विचार प्रस्तुत करती है । उनके अनुसार तीर्थंकर महावीर के साथ गणघरो 
का समागम कंवल्य के दूसरे दिन पावापुरी मे नही, किन्तु छियासठ दिन के 
बाद राजगूह में हुआ, जोर वही तीर्थ प्रवर्तन हुआ । देखिए कषायपाहुड की 
ठोका पृ० ७६ । तीथ॑ प्रव्तत की तिथि भी श्रावण कृष्ण प्रतिपंदा मानी गई 
है । देखिए---षट्खंडागम घवला पृ० ६३ 

२६. त्रिपष्टिशलाका० पर्व १० सर्ग ५ 


२७. कल्पसुत्र (सुबोधिका) सूत्र १३५ सूत्र ३५६ 

२८. देखिए--(क) शतपथ ब्राह्मण १३, २, २०, ४, 
(ख) अस्वतंत्रा धर्मे स्त्री--गौतम घमंसूत्र १८, १ 
(ग) अस्वतत्रा स्त्री पुरुष प्रधाना--वासिष्ठ ० ५, १ 
(घ) महामारत, अनु० २०, १४, 
(च) मनुस्मृति ९-३ 


४० 


इन्द्रभूति गौतम 


विरोधी का्य-सा ही था ।** यही कारण है कि प्रारम्भ मे कुछ वैदिक आचार्यों ने 
कुछ स्थितियो मे स्त्री को सन्यास ग्रहण करने की आज्ञा दी थी।” किन्तु उत्तरवर्ती 
आचार्यों ने उसका कडा विरोध किया *' और उसे एक पाप कम तक की संज्ञा दी ।** 
बौद्ध परम्परा भी प्रारम्भ से रुत्री को दीक्षा देने के प्ररन्त॒ पर इन्कार करती रही । 
आनन्द के अत्यधिक आग्रह पर बुद्ध ने स्व प्रथम प्रजापति गौतमी को दीक्षा दी । ' 


२९. 


३०. 
३१. 
३२, 
३३, 


उत्तराध्ययन सूत्र मे ब्राह्मण वेषधारी इन्द्र ने समिराजषि से कहा है--'राजन्‌ ! 
गृहवास घोर आश्रम है, तुम इसे छोडकर दूसरे आश्रम में जाना चाहते हो, 
यह उचित नही ।” --उत्त ० ९१४२-४४ 
इस सम्वबाद से प्रकट होता है कि न केवल स्त्रियों के लिए, बल्कि पुरुषों के 
लिए भी गृहस्थाश्रम हो श्रंष्ठ माना जाता था। वाशिष्ट धर्मशास्त्रकार 
ने तो सब आश्रमो मे गृहस्थाश्रम की ही श्र ष्ठता प्रतिपादित की है--- 
चतुर्णामाश्रमाणा तु गृहस्थइुच विशिष्यते 
+-वाशिष्ट धमंसूत्र ८१४ 
महामारत १२२४५ । हि 
स्मृतिचन्द्रिका व्यवहार पु० २५४ में उधृत आचायेयम का मतव्य 
अनत्रिस्मृति १३६-१३७, 
एक वार वुद्ध कपिलवस्तु के न्यग्रोधाराम से रह रहे थे। उनकी मौसी 
प्रजापति गौतमी उनके पास आई और बोली--भते । अपने भिक्षु सघ से 
स्त्रियों को भी स्थान दें ।! बुद्ध ने कहा--यह मुझे अच्छा नहीं लगता ।” 
गौतमी ने दूसरी वार और तीसरी बार भी अपनी वात दुहराई पर उसका 
परिणाम कुछ भी नही आया। 
कुछ दिनो वाद जब बुद्ध वैशाली मे विहार कर रहे थे, गौतमी 
भिक्षुणी का वेप वनाकर अनेक शाकयस्त्रियों के साथ आराम मे पहुँची । 
आनन्द ने उसका यह स्वरूप देखा। दीक्षा ग्रहण करने की आतुरता उस 
के प्रत्येक अवयव से टपक रही थी। आनन्द को दया आई । वह बुद्ध के 
पास पहुँचा और निवेदत किया--भते | स्त्रियो को भिक्षु सघ में स्थान 
दें ।” दो तीन वार कहने पर भी कोई परिणाम नही निकला। अन्त मे 
आनन्द ने कहा--“यह महाप्रजापति गौतमी है, जिसने मातृ-वियोग में 
भगवान को दूब पिलाया है, अत इसे अवद्य प्रश्नज्या मिले ।” 
अन्त से बुद्ध ने आनन्द के अनुरोब को माना, और कुछ नियमों के 
साथ उसे सघ मे स्थान देने की जाज्ञा दी । 
“विनय पिटक, चुल्लवर्ग, भिक्‍्खुणी स्कत्वक--१०, १, ४ 


आत्म-विचारणा भर 


किन्तु जैन परम्परा मे स्त्री की प्रत्नज्या के द्वार प्रारम्भ से ही उन्पुक्त कर दिये थे । 
भगवात-कऋषभदेव की पुत्रियाँ ब्राह्मी और सुन्दरी इस अवसर्पिणी कालचक्र की 
आदि श्रमणी थी-।* भगवात भरिष्टनेमि के युग में तो वासुदेव श्री कृष्ण की 
पद्मावती आदि अनेक महारानियो के प्रन्नज्या ग्रहण का उल्लेख प्राप्त 
होता है ।" नायाधम्मकहा, ५ निरयावलियाओ, आदि मे इस प्रकार की अनेक 
घटनाओ के उल्लेख है। जन परम्परा ने प्रारंभ से ही धामिक एवं सामाजिक स्तर 
पर पुरुष तथा वारी को समान स्तर पर रखा । भगवान महावीर ने भी सर्व प्रथम 
उस क्रातिकारी कदम से वेचारिक जगत्‌ के साथ सामाजिक जगत में चारी जागृति 
का एक नया साहसिक उदाहरण प्रस्तुत किया और आध्यात्मिक उत्क्राति के लिए 
नारी जाति को आह्वान किया । 


आर्या चन्दना की प्रन्नज्या के बाद अनेक स्त्री पुरुषों ने जो कि भगवान 
महावीर के उपदेज् से प्रवुद्ध हुए थे, किन्तु प्रव्नज्या ग्रहण करने मे स्वयं को असमर्थ 
समभ रहे थे, उन्होंने श्रावक के ब्रत भ्रहण किए ।** 


स्थानाग तथा भगवती” आदि में बताया गया है कि श्रमण, श्रमणी, 
श्रावक (श्रमणोपासक) एवं श्राविका (श्रमणोपासिका) यह तीर्थ के चार 


अंग हैं । इन्ही से चतुविध सघ का रूप वनता है | उस चतुविध सघ की स्थापना भी 
भगवान महावीर ने इसी महसेन वन मे की । 


३४. जदवूृद्वीप प्रज्ञप्ति ३। 

३५. अंतगढ़ सूत्र, वर्ग ६, ७, ८, 

३६. तायाधम्मकहा -२-१-२२२, 

३७. (क) निरयावलिया ४ वर्ग, (ख) आवश्यक चूणि २८६, २९१, 

३८. निपष्टिशलाका० १०। ५४, 

३९. स्थानाग ४। ३ 

४०. तित्थ पुण चाउवल्लाइन्ने समण संघो--समणा; समणीओ सावया, सावियाओ । 
“भगवती सूत्र शतक २०, उ० ८ सूच ६८२ 


भर इन्द्रभूति गौतम 


संघ स्थापना के पदरचात्‌ भगवान महावीर ने इन्द्रभूति आदि प्रमुख शिष्यों 
को सम्बोधित करके त्रिपदी *' का उपदेश किया। जिसे सूत्र रूप मे प्राप्त कर 
गणघरो ने उसकी विज्ञाल व्याख्या के रूप मे द्वादशागी (१४ पूर्वो से युक्त) की 
रचना की ।* हैं 


४१. (क) उप्पन्ने, विगए, परिणए---भगवती ५।॥ ९ 
(ख) उप्पन्न विगय घुवषय तियम्मि कहिए जिणेण तो तेहि । 
सब्वेहि वि य वुद्धीहि वारस अयाइ रइयाइ ॥ 
--महावीर चरिय॑ (नेमिचन्द्र) पत्त ६९-२ 
(ग) जाते सघे चतुर्व व॑ं श्रोग्योत्पाद व्ययात्मिकाम्‌ । 
इन्द्रभूति प्रमुताना निपदी व्याहरत्‌ प्रभु ॥॥ 
-निपणष्टि० १०। £ 
डर, (क) त्रिपष्टि ० १०॥५॥ १६५ 
(ख) महावीर चरियं (ग्रुणचंद्र) प्रस्ताव ८ पत्र २५७-२ 
(ग) दर्शंन-रत्न-रत्ताकर, पत्र ४०३-१ 


खण्ड : ४ 


व्यक्तित्व दर्शन 





श्रमणा समता का प्रतीक ७ 
वाह्य व्यक्तित्व ७ 

सुन्दरता * एक पुण्य प्रकृति ७ 
शरीर की ऊचाई ओर सहनन ७ 
मधुर व्यवहार ७० 

तप साधना ७ 

स्वावलम्बी श्रमण ७ 
दिनचर्या ७ 

दीप्त तपस्वी ७ 

उर्ध्वरेता ब्रह्मचारी ० 
विदेहभाव ७ 

तथोलब्धि ७ 

गौतम की ज्ञान संपदा ७ 
सानसज्ञानी ७ 

विनम्रता की मूर्ति ७ 

सरलता का श्रक्षय स्रोत ७ 
मधुर आतिथ्य ७ 

निर्भीक शिक्षक ७ 

कुशल उपदेष्टा ७ 

प्रबुद्ध संदेशवाहक ७ 

अनन्य प्रभु भक्त ७ 

मुक्ति का वरदान ७ 

महान्‌ जिज्ञासु ७ 

सराग उपासना ७ 

पावा में अतिम वर्षावास ७ 
कृवल्य एवं निर्वारा ७ 





व्यक्तित्व दर्शन 


श्रमण समता का प्रतीक 
| 


इन्द्रभूति गौतम का तलस्पर्शी ज्ञान गाभीय॑ अपने आप में जिस रिक्तता का 
अनुभव कर रहा था, उसकी पूति भगवान महावीर की हृदयस्पर्शी वाणी ने कर दी । 
गौतम अब अपने पाढित्य को इत्तक्ृत्यता अनुभव कर रहे थे। वे शुष्क क्रिया काण्ड 
से मुक्त होकर आत्मसयम एवं आत्मनिदिध्यासन के आनन्द मार्ग की ओर बढ 
घुके थे । भगवान महावीर ने उनके मन की कुण्ठाओ को तोडकर जिस विशद ज्ञान 
की कुजी रूप त्रिपदी का ज्ञान उन्हे दिया, उससे गौतम के अन्तस का समस्त अन्च- 
कार दूर हुआ और एक दिव्य प्रकाश सर्वत्र बिखर गया। जिस प्रकार सूर्य के अनन्त 
आलोक को कोई सघन कृष्ण आवरण रोक रहा हो, और वह ज॑ंसे ही हट जाये व॑से 
ही अन्यकार के स्थान पर प्रकाश व्याप्त हो जाये ऐसा ही कुछ गणधर गौतम के 
समक्ष हुआ । वेद उपनिषद्‌ आदि चतुर्दश विद्याओ का पारगामी अध्ययन कर लेने 
पर भी वे अपने आप को किसी अन्चकार मे भठकते हुए अनुभव कर रहे थे, हृदय में 
एक रिक्तता, जीवन में एक शुन्यता अनुभव कर रहे थे। भगवान महावीर ने प्रथम 
परिचय मे ही गौतम के हृदय को ठटोललिया, उनकी आत्मा की धडकन को 
पहचाना और श्र्‌ त-शील के माघुरय पुर्ण मार्ग का उपदेश दिया । गौतम के पास ज्ञान 
की कमी नही थी, किन्तु हष्टि पर एक आवरण था, एकान्तिक आग्रह था। चारित्र के 


धर्द्‌ इन्द्रभूति गौतम 


नाम पर तो उनके पास केवल स्नान, पूजन यज्ञ-्याग आदि नीरस क्रियाकाण्ड ही 
था | भगवान महावीर के चिन्तन पूर्ण वचनों से उनका ऐकान्तिक आग्रह टूठा, 
स्थादवाद की अनेकान्त दृष्टि प्राप्त हुई और सामायिक आदि चारित्र का स्वात्म- 
लक्षी मार्ग भी मिला । आचाय॑े भद्गवाहु के उल्लेखनुसार भगवान महावीर ने अपना 
पहला उपदेश सामायिक चारित्र का दिया,' और उसी उपदेश से गौतम ने सम्पूर्ण 
चारित्र सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त कर लिया । इस उल्लेख का महत्व इस दृष्टि से भी है, 
कि ब्राह्मण एवं श्रमण सस्कृति मे सामायिक-अर्थात्‌ समता” एक महत्वपूर्ण विभाजक 
रेखा थी । ब्राह्मण सस्क्ृति मे जहाँ ज्ञानोन्माद, जातीयगवं, वाणिक श्र ष्ठता आदि 
के अह॒कार से परिप्लुत वर्ग रात-दिन हिसा प्रधान ज़िया काण्ड में सलग्त रहता था, 
वहा श्रमण सस्क्ृति का मूल स्वर था 'समयाए समणों होई” समता के आचरण से 
ही श्रमण कहलाता है | श्रमण शब्द की व्याख्या भी इसी समत्व भावना को लेकर 
की गई हैं---' 'सम मणई तेण सो समणो”3 जिसका मन सम होता है वह श्रमण है । 
झामायिक का भी यही अर्थ है कि---“/जिसकी जात्मा सयम, नियम एवं तप में 
समाहित होगई है शान्ति को प्राप्त कर रही है, उसी को वस्तुत सामायिक होती 
है ।? कहना नही होगा, भगवान महावीर के इस समता धर्मं का आइचर्यंजनक 
प्रभाव इन्द्रभूति के मन पर हुआ। उन्हे जीवन की एक अपूव स्थिति प्राप्त हो गई, एक 
ऐसा भात्मानन्द का जञान्त मार्ग मिला, जिसमे कही कोई कटुता, हेप एवं वेमनस्थ की 
उष्मा तक-नही थी । यही कारण है कि गौतम ज॑ंसा महान पण्डित, विश्व विश्व त्त 
ताकिक जब कात्म श्ञान्ति के मार्ग का दर्शन कर पाया तो अपने समस्त पूर्व परि- 
कल्पित आग्रहो, एवं क्रिया काण्डो को यो त्याग आया ज॑से साँप कींचुली का त्याग 


कर देता है--महानागोव्व कंचुघं-- और साधना के कठोरतम मारे पर सर्वात्मना 
समपित हो गया । 


आवश्यक नियुक्ति गाथा ७३३-३५, ७४२-४५-४८ 
उत्तराध्ययन २५/३२ 
दर्शवकालिक नियुक्ति गा. १५४ 
यही गाथा अनुयोग द्वार १२९ में आई है । 
४... जन्‍्स सामाणिओ अप्पा सजमे णियमे तवे । 
ततस्स सामाइय होइ इंड केवलिभासियं । 
५... उत्तरा० १९।८७ -“अनुयोंग द्वार १२७ नियमसार १२७ 


4७0 ९ «>> 
हु क हि 


व्यक्तित्व दर्शन कर 


बाह्य व्यक्तित्व 
के 
जैसा पूर्व लिखा जा चुका है--इन्द्रभूति गौतम के सम्बन्ध में भगवती सूत्र 
के प्रारम्भ मे एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिचय दिया गया है। ठीक वही शब्दावली 
उपासक दक्षा' औपपातिक सूत्र” -मे.उट्ट कित की गई है । उस परिचय से ज्ञात होता है 
कि गौतम जितने बडे तत्त्वज्ञानी थे, उतने ही बडे सावक भी । श्रूत एवं शील की 
पवित्र धारा से उनकी आत्मा सम्पूर्ण रूप के परिप्लावित हो रही थी । एक और बे 
_ उग्र .तपस्वी घोर तपस्वी ज॑से विशेषणों से विभूषित “किये जाते हैं, तो दूसरी ओर 
'सय्वक्खर सन्निवाई” वर्णमाला के समस्त अक्षर संयोगो के विज्ञाता, समस्त वाड मय 
के अधिकृत ज्ञाता भी बताये गये हैं । उनके तत्वज्ञान एवं साधक जीवन की स्वणिम 
रेखाओं को अंकित करने से पूवं हम गणवर गौतम के बाह्य व्यक्तित्व का सामान्य 
परिचय भी भगवती सूत्र की गब्दावली से प्राप्त कर लेते है। - 


ते 


सुन्दरता : एक पुण्योपलब्धि 
2 न्द 
मनोविज्ञान का सिद्धान्त है कि किसी भी व्यक्तित्व का अन्तरग दर्शन करने 
से पूर्व द्वी दर्शक पर उसके वाह्य व्यक्तित्व (?७5०॥8॥9) का प्रभाव पडता है । प्रथम 
दर्शन मे ही यदि व्यक्ति प्रभावित हो जाता है तो उसके भावीसम्प्क भी उस 
व्यक्तित्व से अवद्य प्रभावित रहते हैं। गुजराती मे कहावत है---'जेना जोया नथी 
मरता तेना मारया सू मर”---परिचय एवं प्रभाव की दृष्टि से पहला सम्पर्क ही 
महत्वपूर्ण माना जाता है । यदि व्यक्ति के चेहरे पर ओज, प्रभाव चमक रहा हो, 
उसकी आकृति में सौन्दयं छलक रहा हो, भाँखो में तेज, मुख पर मदस्मित, 
शारीरिक गठन की सुभव्यता और सुन्दरता हो तो भले ही उस व्यक्तित्व की गहराई 
में कुछ हो या न हो, पर उसका पहला दर्शन व्यक्ति को अवद्य ही प्रभावित कर देता 
है। यदि वाह्म सुन्दरता के साथ आन्तरिक सौन्दर्य भी परिपूर्ण हो तो वहाँ 
सोने भे सुगन्ध” की उक्ति चरितार्थ हो जाती है। यही कारण है कि ससार मे जितने 
भी महापुरुष हुए हैं उनका वाह्म व्यक्तित्व भी प्रायः आकर्षक एवं प्रभावद्ञाली रहा 


६. उपासक दशा १।७६ 
७. ओऔपपातिक सूत्र ३७ (सुत्तागमे) द्वितीय खण्ड, पृ० २४ 


५८ इन्द्रभूति गौतम 


है । जन परम्परा मे तिरसठ शलाका पुरुष (महापुरुष) हुए हैं, उन सबका शारीरिक 
सगठन, सस्थान, आकार थत्युत्तम होता है ।“ उनके शरीर की प्रभा निर्मल स्वर्ण रेखा 
ज॑सी होती है ।' औपपातिक सूत्र मे विस्तार के साथ भगवान महावीर के वाहरी 
व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है, वहाँ बताया है कि उनकी आँखें पद्मकमल के समान 
विकसित, ललाट अर्ध चन्द्र के समान दीप्तियुक्त थे । वृषभ के समान मासल स्कन्ध थे । 
भुजाएँ लम्बी थी। पूरा शरीर सुगठित एवं सुन्दर आकार वाला था--प्रज्वलित निघृ भ 
अग्नि की शिखा के समान तेजस्वी था । जिसे देखते ही मन मुग्च हो जाता, आँखे वार- 
बार देखने को लालायित होती और दर्शन के साथ ही मन मे प्रियता एवं भव्यता का 
भाव जाग पडता ।*” इसो प्रकार उत्तराध्ययन सूत्र के बीसवें अध्ययन मे मगघ सम्राट 
श्र णिक अनाथी मुनि के प्रथम दर्शन (समागम) से प्रभावित हुआ था। अनाथी मुनि 
नानाकुसुमो से आच्छादित मण्डीकुक्षी उद्यान के घने वृक्षों की शीतल छाया में 
साधनारत वेठे थे। उनकी आकृति सुकोमल एवं भव्य थी । तारुण्य के ओज के साथ 
मुख मण्डल से असीम शान्ति टपक रही थी। वन क्रीडा के लिए आये हुए मगघराज 
श्र णिक ने ज्यो ही उन्हे देखा, तो मुख से यह स्वर लहरी-फूट पडी--“कसा वर्ण ! 
कसा रूप ! इस आय॑ की कैसी सौम्यता ! कैसी इसकी क्षमा ! कैसा इसका त्याग ! 

कसी इनकी भोग निस्पृहता ।”'' जैन सूत्रों मे आचार्य की आठ सम्पदा बतलाई गई है 

उससे (शरीर सम्पदा) रूपसम्पदा'' भी एक प्रमुख सम्पदा मानी गई है। 

रूपवान होना आचाय॑ का एक अतिशय है। महाकवि अश्वघोष ने वुद्ध के शारीरिक 

सुगठन, सौन्दर्य एवं प्रभविष्णुता का वर्णन करते हुए लिखा है---उस तेजस्वी मनोहर 





८5... (क) प्रज्ञापना सूत्र २३, 

(ख) त्रिषपष्टि शलाका ० 
९. हारिभाद्रीयावश्यक, प्रथम भाग गा. ३९६२-६३ 
१०. अवदालिय पुडरीयणयणे चन्दद्धसमणिडाले-वरमहिस-वराह-सीह 

सद्दल उसभ नागवरपडिपुण्ण विउल क्खबे ““ओऔपपातिक सूत्र १ 
११. अहोवण्णो अहो रूव, अहो अज्जस्स सोमया | 

अहो खन्‍्तीं महो मुत्ती, अहो भोगे असंगया ॥॥ 

-:5त्तराध्ययन सूत्र, अ० २०, गा. ६ 

१२. दशाश्र तस्कन्‍्व ४. स्थानाग ८. 


बढ 


व्यक्तित्व दर्शन ९ 


रूप को जिसने देखा उसकी माँखें 'उसी मे वध गई ।'? उसे देखकर राजगृह की 
लक्ष्मी भी संक्षुब्ध हो गई । जन कर्म सिद्धान्त मे शुभनाम कर्म की वयालीस प्रकृतियाँ 
बताई गई हैं। वहाँ बताया है--“शारीरिक तेज, सुन्दरता, उपयुक्त गठन, परिपूर्ण 
अंगोपाग ये सब पुण्य के उदय से ही प्राप्त होती है ।'" जन दर्शन, दर्श्त की दृष्टि से 
भले ही बाहरी रूपरग को महत्व न देता हो, किन्तु उसकी प्रभाविकता एवं भव्यता 
से तो इन्कार नही करता, वह सुन्दरता को एक पुण्योपलब्धि मानता है और यह--- 
भी मानता है कि हर महापुरुष शारीरिक सुन्दरता से परिपूर्ण होते हैं । उनके वाहरी 
रूप दर्शन मे भी किसी प्रकार की कमी नही होती । यही सिद्धान्त हमे गणघर गौतम 
के बाहरी व्यक्तित्व में दिखलाई पडता है । 


शरीर की ऊंचाई और संहनन 
हक 

शरीर की लम्बाई जितनी भगवान महावीर की थी उतनी ही गणघर गौतम 

की थी | उनके लिए भगवती मे---सत्त्‌ स्सेहे” शब्द भाया है जिस पर टीकाकार ने 
लिखा है--.'सप्त हस्तोच्छूयः” सात हाथ ऊंचा उनका कद था और वह 'समचउ- 
रससठाण सठिए' समचतुरस्न सस्थान से संस्थित था। यह बताया जा चुका है कि 
जितने भी तीर्थंकर, चक्रवर्ती वासुदेव वलदेव आदि शलाका पुरुष होते है उनका 
ससस्‍्थान यही होता है । समचतुरस्न--का शाव्दिक अर्थ है पुरुष जब सुखासन (पालथी 
लगाकर) से बंठता है तो उसके दोनों घुटनो का और दोनो बाहुमूल-स्कन्धो का अन्तर 
(दाया घुटना, वाया स्कन्ब, वाया घुटना दाया स्कन्ध) इन चारो का वरावर अन्तर 
रहे वह समचतुरस्न संस्थान कहलाता है । आचाये अभयदेव ने वताया है--'जो भाकार 
सामुद्रिक आदि लक्षण शास्त्रों के अनुसार स्वंथा योग्य हो वह समचतुरस्र कहलाता 
है ।'' इच्ध्भूति का देहमान, ऊपर नीचे का भाग समान था और वह दीखने मे सुन्दर 


१३. यदेव यस्तस्य ददर्श तत्र तदेव तस्याथ बवन्च चक्षु -- बुद्ध चरित १०।८ 
१४. ज्वलच्छरीर शुभ जालहस्तम्‌ 
सचुक्षुमे राजगृहस्य लक्ष्मी --- 
१५. (क) 'ज्ञापना २३. 
(ख) कमंग्रन्थ 
१६. छरीर लक्षणोक्तप्रमाणाईविसवादिन्यइचतस््रो यस्य तत्‌ समचतुरस्रम्‌ । 
--भगवती (टीका) ११ 


बुद्ध० १०९ 


६० इन्द्रभूति गौतम 


प्रतीत होता था । इन्द्रभूति के शरीर का आन्तरिक गठन बहुत-ही 'सुहृढ़ एवं परस्पर 
सम्बद्ध था । शरीर के भीतरी 'अस्थि सघटन”'" के लिए ज॑न कर्म सिद्धान्त मे 'संहनन' 
शब्द का प्रयोग हुआ है। छह प्रकार के संहनन” बताये गये हैं जिनमे सर्वश्र॑ ष्ठ 
सहतन है--वज्जऋपभनाराच सहनन ।< इन्द्रभ्ति का सहनन भी वजऋपभ 
नाराच' था । इसका सामान्य अर्थ यह समझना चाहिए कि इन्द्रभूति का शारीरिक 
वल, भार उठाने की क्षमता, हड़ियो की संघटना सौष्ठव आदि भी उत्तम थी। 
शारीरिक गठन की सुन्दरता के साथ ही उनके मुख, नयन, ललाट आदि पर अद्भुत 
ओज एवं चमक थी । जिस प्रकार कसोटी पत्थर पर सोने की रेखा खीच देने से वह 
उस पर चमकती रहती है, उसी प्रकार की सुनहली आभा गौतम के मुख पंर सतत्त 
दमकती रहती थी । उनका वर्ण गौर था, कमल की केसर की भांति उसमे ग्रुलावी 
मोहकता भी थी। पचास वर्ष की अवस्था होने पर भी उनके मुख व आँखों पर 
किसी प्रकार की विवर्णता नही आई थी वल्कि तप साधना करने से उनके तेज मे 
और अधिक निखार आने लगा । जब उनके ललाट पर सुर्य की किरणें गिरती तो 
ऐसा लगता होगा कि कोई सीसा या पारदर्शी पत्थर चमक रहा है । जव गौतम चलते 
तो उनकी हृष्टि इधर उधर से हटकर सामने के मार्ग पर टिक जाती और स्थिर हृष्टि 
से भूमि को देखते हुए चलते । उनकी गति बडी शान्त, चंचलता रहित, एवं अंसश्रान्त 
थी" जिसे देखकर सहज ही में दर्शक उनकी स्थितप्रज्ञता का अनुमान लगा 
सकता था । 
उनका व्यवहार वडा मघुर एवं विनयपूर्ण था। वे जब किसी कार्य 
वश वाहर जाते तो भगवान महावीर की आाज्ञा लेते, आते तो पुन उनके पास 
जाकर अपनी कार्य सम्पन्नता की सूचना देकर फिर किसी काय॑ मे लगते ।” बडे-बडे 
तपस्वी साधको के लिए भी साधना, विनय एवं व्यवहार मे गौतम स्वामी का उदाहरण 


१७. सघयणमद्ठिनिचओ---कर्मंग्रन्थ भा० १ गा० ३७ 
१८. (क) प्नज्ञापना सूत्र पद २३. सू० २६९३। (ख) स्थानाग ६।३ (ग) कमंग्रन्थ 
भा० १ गा० ३८ 


१९, अतुरियमचवलमसंभत जुगतरपरिलोयणाए दिद्वधिए पुरओ इरियं सोहेमाणे । 
““उपासक दशा १। सूत्र ७८ 
२०. उपासकदशा १ | सूत्र ७७ 


व्यक्तित्व दर्शन हि ६१ 


दिया जाता था ।* अंतकृद दश्शा सूत्र'' मे राजकुमार अतिमुक्तक के साथ इच्धभूति 
गौतम का जो वार्तालाप एवं व्यवहार प्रदर्शित किया गया है उससे पता चलता है कि 
इतना बडा तत्त्वज्ञानी साधक छोटे मवोध बच्चो' के साथ भी कितनी मधघुरता एवं 
आत्मीय भावना के साथ व्यवहार करता है । राजाओ के अन्त पुर मे वे भिक्षा के लिए 
जाते हैं, तो वहाँ उनकी रानियो एवं दास-दासियों के साथ भी उनका व्यवहार-वर्तेन 
बहुत ही विवेक पूर्ण एवं स्नेहसिक्त होता 'है। ३ इन्द्रभूति ग्रौतम के प्रभावशाली 
आकर्षक व्यक्तित्व के ये जो कुछ रूप. आगमो के अनुशीलन से प्राप्त होते हैं उनसे 
ज्ञात होता है कि गौतम का आन्तरिक व्यक्तित्त जितना गम्भीर, प्रौढ एव विराट था 
वाह्य व्यक्तित्व भी उतना ही मधुर एवं च्रुम्वकीय था। शारीरिक सौष्ठव, लालित्य 
एवं व्यवहार कुशलता के कारण गौतम के प्रथम दर्शन में ही सम्पर्क में आने वाला 
उनके अंति निकट का आत्मीय वन जाता और श्रद्धा से पूर्ण हृदय को खोलकर उनके 
चरणो में रख देता । 


तपः साधना 
हे कट 

आकषंक व्यक्तित्व के घनो इन्द्रभूति गोतम के अतरंग व्यक्तित्व की गहराई मे 
उतरने से पूर्व उनके . तप पूत जीवन की एक सामान्य झाकी भी प्राप्त कर लेना 
आवश्यक होगा । भगवती, उपासगदशा तथा ओऔपपातिक सूत्र आदि में गौतम के 
बाह्य दर्शन के भागे जो उनके आन्तरिक तपस्वी जीवन की स्वाणिम रेखाये खीची 
गई हैं वे बहुत ही अर्थपूर्ण एवं विशिष्ट तप साधना की द्योतक हैं। उनके लिए 
प्रयुक्त विशेषंयों पर विचार करने से लगता है कि भगवान महावीर के शासन मे 


२१९ जहा गोयम सामी--अनुत्त रोपपातिक (धन्य अणगार वर्णन) 
देखिए--का चित्रण 


ट् 


२२. अतकृददशा वर्ग 
२३. विपाकसूत्र १। मुगादेवी के साथ वार्तालाप का चित्रण 
९४. उन्गतवे, दित्ततवे, घोरतवे, महातवे, उराले, घोर गुणे, घोर तवस्सी, घोर 
बभचेरवासी उच्छूढसरीरे, सखित्तविउल तेजलेस्से, छट्ठ -छट्टेंण. अणि- 
क्खित्तेणं तवोकम्मेण सजमेण तवसा अप्पाण भावे माणे विहरई । 
“-उपासग दा १।७६ 


६२ इन्द्रभूति गौतम 


सर्वोत्कृष्ट तप साधना करने वाले घन्य अणगार" से गौतम थी साधना किसी प्रकार 
कम नही थी | वे वहुत वडे साधक एवं तपस्वी थे जिन पर भगवान महावीर के 
विद्ञाल श्रमणसंघ को गौरव था और उन्हे आदर्श माना जाता था | गौतम ने जीवन 
के प्रारम्भ मे ज्ञान एव श्रुत की आरावना की और उसके चरम शिखर तक पहुँचे । 
छद्मस्थ साधक के ज्ञान की अन्तिम रेखा का स्पर्श करने वाले गौतम जो पहले 
चतुदंश विद्याओ के पारगामी थे, भगवान महावीर के शिष्य वनकर चतुर्दश पूर्व के 
पारगत बने और पर्चात्‌ अपने जीवन को तप. साधना में सलग्न कर निरतर तप. 
ज्योति प्रज्वलित करते रहे | वे दो दिन उपवास करते, एक दिन भोजन, भोजन में 
भी सिर्फ एक समय दिन के तीसरे पहर मे स्वयं शिक्षा पात्र लेकर सामान्य कुलो मे 
एक साधारण शभिक्षुक की तरह धूमते, और सूखा-रूखा जो भी प्रासुक आहार प्राप्त 
हो जाता उसे प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करते, फिर भगवान महावीर के निकट आकर 
अपनी भिक्षा उन्हे बतलाते, पारणे की आज्ञा लेकर अपने अन्य साधमि जो कि सभी 
गौतम से लघु थे उन्हे भोजन के लिए प्रेम पूर्वक निमंत्रित करते--साहु हुज्जामि 
तारिओ !* अच्छा हो, आप लोग मेरे भोजन को स्वीकार कर मुझे कतार्थ करे” 
अपने छोटे साधुओ और शिष्यो के साथ इस प्रकार का विनय एव प्रेम भरा व्यवहार 
गौतम का ही नही, धीरे घीरे सम्पूर्ण श्रण सघ का आदर्श बन गया था। गौतम 
उस यथाप्राप्त भोजन से देह का उसी प्रकार पोषण करते थे जिस प्रकार कोई 
किराये के घर में रहने वाला अपनत्व से रहित भाव के साथ उसका किराया देता हो । 
गौतम की इस अनासक्ति के लिए आगमो मे बिलमिव पन्तगभ्ए की उपमा जाती है, 
साप ज॑से विल मे चुपचाप प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार गौतम अनासक्ति 
पूर्वक भोजन को गले उतार लेते और पुत्र अपने स्वाध्याय मे लीन हो जाते । 


२५. राजगह मे श्रंणिक द्वारा सर्वश्रंष्ठ तपस्वी साधक के विषय मे पूछने प्र 
भगवान महावीर कहते हैं-- 


इमेसि चोहसण्हं समणसाहस्सीण घण्णे अणगारे 
महादुक्करकारए चेव महानिज्जर तराए चेव । 


--अनुत्तरो ० ३३३९ 
इन्ही धन्य अणगार की तपदचर्या, एवं साधना विधि का वर्णन करते समय 
कहा गया है--- पढमाए पोरिसीए सज्ञ्ञाय करेद, जहा गोयम सामी *' 

अनुत्तरो ० ३९ 


२६. दद्ववंकालिक ५। 


व्यक्तित्व दर्शन ६३ 


स्वावलंबी श्रमण 
छ 
उपयुक्त विवरण से गौतम की अन्य विशिष्टताओ के साथ उनके स्वावलवन 
की एक स्पष्ट तस्वीर हमारे सामने खिंच आती है। जो गौतम अपने पूर्व 
जीवन मे भारतखण्ड के मूृर्ध॑न्यविद्वान माने जाते थे, पाँच-सौ शिष्य 
प्रतिक्षण उनके चरणों मे करवद्ध खड़े रहते, हजारो जिज्ञासु जिनके पास 
प्रन्‍नोत्तर के लिए आते और हांका समाघान कर प्रसन्न होकर लौठते, वे 
इन्द्रभूति गौतम जब भगवान महावीर के शिष्य बने, समस्त श्रमणसघ मे प्रथम स्थान 
पर आए, पाच-सो उनके स्वयं के शिष्य एवं अन्य सभी चवदह हजार श्रमण उन्हे 
अपना वदनीय, भहंणीय एवं आदर्श समझते थे। वे गौतम भी जब आहार की 
आवश्यकता होती है तो स्वयं अपने हाथ से अपने भाजन (पात्र) एवं वस्त्र आदि की 
प्रतिलिखना करते हैं---भायण बत्थाइ पडिलेहेइ *---ओऔर स्वय ही भगवान महावीर की 
आज्ञा लेकर घर-घर में भिक्षाटन करते है ।? < गौतम का यहस्वावलवन वस्तुत उनके 
लिए कोई महत्वपूर्ण न रहा हो, कित्तु श्रमणसघ के लिए एक दिशा दर्शक था अपना 
कार्य स्वय करो' इस भावना का प्रवल समर्थक था । और स्वावलबन में श्रमण शब्द 
की कृतार्थता का द्योतक था । 


दिचचर्या 
के 


गौतम की चर्याविधि का वर्णन करते हुए आगमो में बताया है--गौतेम स्वामी 
प्रथम प्रहर में स्वाध्याय करते थे, द्वितीय प्रहर मे ध्यान करते थे और दिन के तृतीय 
प्रहर अर्थात्‌ मध्यान्होत्तर मे भिक्षा के लिए स्वय भ्रमण करते थे | भिक्षा भोजन आदि 
काये के लिए एक प्रहर समय से अधिक नही लगाते । चौथे प्रहर मे फिर स्वाध्याय मे 
लग जाते रात्रि में पुन प्रथम प्रहर में स्वाध्याय, द्वितीय पहर में ध्यान तृतीय मे 
नीद और चौथे प्रहर मे पुन स्वाध्याय | उस युग में सामान्यत जैन श्रमण की 


२७, उवासग दशा १।७७ 


२८. उच्चनीय-मज्म्षिम कुलाइ घर समुदाणस्स भिक्खायरियाए अडइ 


उवासग दशा १।॥७८ 
२९, उत्तराष्ययन २५॥१२॥१८ 


द्ड इन्द्रभूति गौतम 


यही समाचारी थी ऐसा उत्तराध्ययन आदि आगमो से प्रतीत होता है । एक प्रहर की 
नींद सामान्य व्यक्ति के लिये अपर्याप्त है, किन्तु उस समय जिस प्रकार के शरीर 
संगठन, वल, क्षमता आदि के वर्णन मिलते है उसमे उनके स्वास्थ्य की सहन-क्षमता 
भी सुहृढ होनी चाहिए और उसी दृष्टि से हो सकता है यह सभी सामान्य श्रमणी की 
चर्या विधि रही हो । किन्तु धीरे घीरे और बहुत ही भल्प समय में जब परिस्थितियाँ 
बदली, शारीरिक क्षमताओं में अन्तर आया तो ज॑न श्रमण ऐसे भी नही थे कि लकीर के 
फकी र बने रहे। आचाय॑ गय्यंभव द्वारा सकलित दर्शवकांलिक में भिक्षा का समय बदलने 
के सम्बन्ध में स्पष्ट निरदंश है कि-'भिक्षु ! गृहस्थ के घर पर भिक्षा का उपयुक्त समय 
देखकर ही जाये, यदि अकाल---अभसमय मे उसके घर पर जाएगा तो भिक्षा भी प्राप्त 
न होगी जिससे स्वय उसे भी क्लेश होगा और गृहस्थ को भी लज्जा का अनुभव 
होगा ।” वृहत्कल्प सूत्र मे भी प्रथम एव चरम प्रहर कीं भिक्षाचरी का समर्थन किया 
गया ।'' और नियु क्ति काल में आने तक तो दो एवं तीन वार की भिक्षा विधि भी 
मान्य हो चुकी थी ।'' इसी प्रकार निद्राविधि भी एक प्रहर के स्थान पर विचके दो 
प्रहर की मान ली गई ।* समयानुसार आचार विधि में परिवर्तत करना ज॑न श्रमणों 
एवं आचार्यों की समयज्ञता का सूचक है, इसे दुबवंलता नहीं माना जा सकता । चू कि 
जन धर्म अनेकातवादी है, उत्सर्ग-अपवाद मार्ग मे विश्वास करता है । वहाँ कहा गया 
है--खेत्त' काल च विन्नाय तह॒प्पाण निउ जए' क्षेत्र, समय एवं क्षमता आदि को 
देखकर शक्ति का नियोजन करना चाहिए। “जिन शासन मे किसी विधि का एकात 
निषेध भी नहीं है और न एकात विधान ही है । परिस्थिति को देखकर ही निर्मेध या 
विधान किया जाता है ज॑ंसा कि रोग मे चिकित्सा के लिए ।”'" अस्तु, गौतम स्वामी 


३०. अकाले चरसि भिक्‍खु, काल॑ न पडिलेहसि ? 
अप्पाण च किलामेसि, सन्तिवेस च गरिहसि । 
ष “:दशर्वे ५।२।५ 

३१. बृहदकल्प ५॥६ 
३२. जोघतनियु क्ति भाष्य गा १४९ 
३३. ओघनियु क्ति गा ६६० 
३२४  दशवंकालिक ५१ 
३५. एगतेण निसेहो जोगेसु न देसिओ विहीवा5वि | 

“ दलिय पप्प निसेहो होज्ज विही वा जहा रोगे । 

“» '--ओघनियु क्ति ५५ 


व्यक्तित्व दर्शन द्प्‌ 


की कठोर चर्या वर्तमान में यदि जैन श्रमणों के लिये दुष्कर एवं दुष्पाल्य है तो उसके 
लिए श्रमणों की दुर्बलता का पक्ष नही देखकर उच्की समयज्ञता एवं विधि-निपेध मार्गे 
व्यवस्था को देखना चाहिये । आज भी गौतम स्वामी की करणी” एक उच्चतम क्रिया- 
पात्रता का सूचक है। साथ में यह भी घ्वनित होता है कि एक महान तत्वज्ञानी मात्र 
ज्ञान के सागर के और छोर को नापने मे ही 'अल' नही रहा, किन्तु आचार क्रिया 
का भी उच्चतम उदाहरण वन कर हजारो वर्ष के वाद आज भी जगमगा रहा है । 
उन्होंने जीवन भर वैले-वेले तक पारणा किया गौर पारणे मे भी केवल एक समय 
भोजन । गौतम को लम्बी तपइचर्या का वर्णन सूत्रों मे नही मिलता है, किन्तु वेले-बेले 
के तप की दीर्घकालीन साधना और उसकी महिमा को देखते हुए लगता है यह्‌ किसी 
कठोर दीर्घ तपस्या से कम उग्र नहीं थी। इसीलिए आगमो मे गौतम को 'उग्गतवे 
घोरतवे' आदि विभूषणों से अलंकृत किया गया है । भगवती सूत्र के टीकाकार अभयदेव 
सूरि ने उक्त जब्दों पर टीका करते हुए लिखा है--जिस तपरचरण की आराघना 
सामान्य जन के लिए अत्यत कठोर हो, यहाँ तक कि वे उसकी कल्पना भी नहीं कर 
सकते ऐसे तपश्चरण को उग्रतप कहा जाता है ॥* 


गौतम की तपइ्चर्या के साथ श्ञाति एवं सहिष्णुता का मणिकाचन सयोग था। 
इस शाति के कारण ही तप ज्योति से उनका मुख मडल सतत प्रभास्वर रहता था । 
तपस्‌ की दीप्ति उनके शरीर पर छिटकती रहतो इसीकारण उनके लिए “दित्त तवे' 
विभेषण भी उपयुक्त है। 'दित्त तबे” का अर्थ यह भी किया जाता है--तप के द्वारा 
उन्होंने अपने कर्म वर को भस्म कर डाला था । और इसी वात को विशज्येष वलपूर्वक 
बताने के लिए 'तत्ततवे” महातवे” आदि विशेषण आये हैं । उन्होने तप से अपने 
अन्तर मल को तपा ढाला था। जिस प्रकार स्वर्ण अग्नि मे तप कर निखर जाता है, 
भौर समस्त मलिनता दूर हो जाती है, उसी प्रकार गौतम ने तप कर आत्मज्योति को 
निखारा था | उस तप मे किसी प्रकार की कामना, आशसा, परलोक की वितृष्णा एवं 
यश कीति की अभिलापा नही थी ।"” वे केवल आत्म शोवन के लिए तप करते रहे । 
कर्म निर्जेरा ही उनके तपदचरण का एक एवं अंतिम ध्येय था “नन्‍्तत्थ निज्जरट्रयाए 





२६ यवन्येन प्राकृतपुसा न शकक्‍यते चिन्तयितुमपि तद॒विधेन तपसा युक्त । 
--भगवती वृत्ति (१ पृ० ३५ 
“महातवे”--त्ति आशसा दोष रहितत्वात्‌ प्रशस्ततपा । 
--भगवती वृत्ति ११ पुृ० ३५ 


३३७ 


६६ इन्द्रभूति गौतम 


तव महिद्विज्जा'* भगवान महावीर का यह सदेश ही उनकी समस्त तप साधना 
का मूल था । दूसरे कोई गौतम के कठोर तपश्चरण की चर्चा करते तो वे रोमाचित 
हो जाते, इसलिए उनके तप को 'घोरतप” कहा गया है । 


ऊर्ध्वरेता ब्रह्म चारों 


घोर तपस्वी के साथ-साथ गौतम के लिए 'घोरवंभचेरवासी' भी एक विशे- 
षण आता है । और यह विज्येषण किसी न किसी विशिष्टता का द्योतक भी हो सकता 
है । साधारणत 'घोर' शब्द 'रुद्र' अर्थ मे प्रयुक्त होता है ।* किन्तु जब उसके साथ घोर 
तप, घोर गुण, घोर ब्ह्चयं आदि विशेषण लग जाते हैं तो अथ॑ मे प्रसंगानुसार 
अन्तर भी आ जाता है। उत्तराध्ययत्त ९ में शकेन्द्र जब नमिराजपि को गृहस्थाश्रम 
में रहने की वात कहता हैं तो वहाँ घोरासम' घोर-आश्रम' शब्द का प्रयोग गृहस्थाश्रम 
की श्रष्ठता का द्योतक भी बन गया है । सामान्यत ब्रह्मचयं को अन्य ब्रतो से कठोर 
माना गया है । साधारण मनुष्य उसकी आराधना कर सकते में समर्थ नही हो पाते ९ 
इस आजय से ब्रह्मचर्य के साथ 'घोर ब्रह्मचये, शब्द का प्रयोग भी आग्रमो मे कई 
स्थानों पर हुआ है।' गौतम के प्रकरण में भी 'घोर” शब्द ब्रत की कठोरता, 
दु ष्पाल्यता के साथ विशिष्टता का भी द्योतक हो सकता है और इस दृष्टि से सामान्य 
ब्रह्मत्रतधारी से गौतम के ब्रह्मचयं की साधना की दृष्टि से कुछ विगिष्टता हो सकती 
है और वह यहो कि ब्रह्म सावना का अतिम स्तर जो ऊर्बरेता ब्रह्मचारी के रूप मे 
होता है, समवत उसी स्तर पर गौतम की साधना पहुँची होगी, और उसी बात की 
ओर यह विशेषण एक सकेत के रूप मे हो । 


३८. दश्वंकालिक ९ 
३९. अभिवानराजेन्द्र भा० २ पृ० १०४५ 
४० घोर च तद्‌ ब्रह्मचयं' चाल्पसत्वेदु' खेन यदनुचयते । 
तस्मिन्‌ घोर ब्रह्मचर्ये वस्तु शीलमस्येति घोरनब्नह्मचयंवासी । 
“भगवती वृत्ति १।१ 
४१. देखिए--जातासूत्र ११ जबूद्वीप प्र» रायपसेणी, औपपातिक, निरयावलिया 
आदि। 


व्यक्तित्व दर्शन द्र्छ 


विदेहभाव 
छ 
गौतम के लिए एक विशेषण यह भी प्रयुक्त हुआ है---“उच्छूढ सरीरे” शरीर 
का त्याग करने वाले । वस्तुत गौतम शरीरधारी थे तव शरीर का त्याग करने की 
बात सीवेरूप मे कंसे संगत वंठ सकती है ? इसका आजय है शरीर होते हुए भी 
शरीर के सस्कार, ममत्व एवं किसी प्रकार की आसक्ति उनमे नही थी । यह विशेषण 
गौतम की उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति का द्योतक हैं| वे अध्यात्म के उस स्तर 
पर पहुंच गये थे जहाँ शरीर रहते हुए भी शरीर को भावना या शरीर का संस्कार 
नही रहता है । शरीर के सुख-दु ख, भूख प्यास की कोई स्थिति उन्हें अपनी साधना 
से विचलित नही कर सकती थी । भगवान महावीर का यह सदेश “एगमप्पाणं : 
संपेहाए धु्णे कम्म सरीरग' आत्मा को शरीर से पृथक समझकर कम शरीर को 
घुन डालो, गौतम के जीवन में रम गया था गौर वे सतत देह मुक्त भाव मे विचरण 
करते हुए चिन्मय विशुद्ध स्वरूप बात्मा का चिंतन करते रहते थे।” मैं केवल 
शक्ति-ज्योति स्वरूप हुँ |" ज्ञान दर्शनमय ज्योति ही मेरी आत्मा का शाइवत रूप 
है । वही शुद्ध शाश्वत तत्व मैं हूँ । ये प्रमाणु---शरीर के सुख-दु ख, वेदना सस्कार 
और पोडा मेरा अहित नही कर सकते ।'?* अध्यात्मयोग की यह उच्चतम भावना 
गौतम के जीवन में साकार हुई यह उक्त विशेषण से स्पष्ट प्रतीत होता है । उनकी 
दृष्टि आत्म-केन्द्रित हो गई थी, और शारीरिक सस्कार से मुक्त थी | श्रीमद्‌ राज- 
चन्द्र ने इसी स्थिति को देहातीत स्,ति बतलाते हुए ऐसे परम योगी को नमस्कार 
किया है--- 
देह छता जेहनी दगा वर्ते वेहातीत । 
ते योगी ना चरण मा वदन छे भगणीत ॥" 


४२. भआचाराग १ । ४। ३ 
४३. केवलसत्ति सहावों सोह---नियमसार ९६ 
४४. (क) एगो में सासदोअप्पाणाणद्सणलक्खणो-नियम ०१० २-महाप्रत्याख्यान १०१ 
(ख) अहमिक्कों खलु सुद्धो दसण णाण मइयो सदाउरुवी, 
णवि अत्थि मज्क किचि वि अण्ण परमाणुमित्तपि | --समयसार ३८ 
४५. आत्मसिद्धि---श्रीमद्‌ राजचन्द्र, 


६८ इन्द्रभूति गीतम 


तपोपलब्धि 


अध्यात्म की इस चरमस्थिति पर पहुँचे हुए साधक के लिए यह सहज हो 
था कि तपोजन्य लब्वियाँ एवं सिद्धियाँ उनके चरणो में लौटने लगे | ज॑न ग्रन्थों मे 
अनेक प्रकार की तपोजन्य लब्बियो का वर्णन बाता है । विशिष्ट प्रकार के तपश्चरण 
एवं उत्कृष्ट शुभ अध्यवसाय के कारण आत्मा मे अमुक प्रकार की शक्ति जागृत हो 
जाती है, जिसे लब्धि कहा जाता है ।* उन लब्बियों मे एक तेजोलब्धि भी है । 
इस लब्धि के कारण साधक किसी क्रोध आदि प्रसंग पर अपने अन्तर से एक प्रकार 
की अग्नि को निकालता है, जो कई योजन तक चली जाती है और उस क्षेत्र में रही 
हुई समस्त वस्तु, विशाल भवन, वृक्ष, नगर आदि को जला कर भस्मसात्‌ कर डालती 
है । गोशालक के पास इस प्रकार की तेजोलब्बि थी, जिसका प्रयोग उसने भगवान 
महावीर पर भी किया था ।* गौतमस्वामी को विशिष्ट तपदचरण के कारण जो 
लव्वियाँ प्राप्त हुई उनमे तेजोलव्धि (तैजोलेश्या) भी थी, और उसकी शक्ति वहुत 
ही तीक्षण थी । एक साथ सोलह महादेशो को भस्म करने मे समर्थ । किन्तु उनकी 
दृष्टि तो आत्मकेन्द्रित थी, शाति एवं वैराग्य मे लीन थी, ससार के प्रत्येक प्राणी को 
मित्र भाव से देखते थे। अत उन्होंने इस प्रकार की विपुल तेजोलब्बि को अपने शरीर 
के भीतर ही सगुप्त करके रखी थी । आत्मा पर कठोर संमय की वृत्ति इस विशेषण 
से ध्वनित होती है, और साथ ही उनकी तपोजन्य विशिष्ट उपलब्धि का दिगदशंन 
भी | समता एव प्रेम की वृष्टि करने वाले साधक के लिए इस प्रकार की लब्धि 
का प्रयोग कभा क्यो आवश्यक होता ? वह तो ससार को आग बुझाने आया था, 
आग लगाने नही, वह घर-घर मे और घट-घट मे महावीर का विश्ववधुत्व, समता 
एवं करुणा का सदेश पहुँचाने वाला महाव्‌ साधक था, इस प्रकार की लब्वियों 


का सगोपन करके आत्म शक्ति का विद्व-कल्याण मे नियोजन करना ही उनका 
ध्येय था । 





४६. परिणाम तव वसेणं एमाइ हुति लद्घीओ । 
“--अवचन सारोद्वार, द्वार २७० गा, १४९२-१५०८ 
४७. भगवती सूत्र १५। 


व्यक्तित्व दर्शन ६९ 


गोतम की ज्ञान सम्पदा 
| 


जौत दर्शन की मूल आत्मा है-- 'पढम नाण तओ दया” पहले ज्ञान फिर 
क्रिया । जव तक अन्त करण मे ज्ञानज्योति प्रज्वलित नही होती, भात्म बोध की 
प्राप्ति नही होती, तब तक समस्त क्रिया काड, देह दड' से अधिक महत्वपूर्ण नही है । 
उस दिह॒ृदंड' को जैनाचार्यों ने बाल तप! कहा है और वह कितना ही उश्र हो, उससे 
मुक्ति प्राप्त नही हो सकती--नहु बालतवेण मुक्खुति””* इसलिए क्रिया से पूर्व 
ज्ञान, आत्मवोध प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक है। वंसे एकात ज्ञान एवं एकात 
क्रिया दोनो ही अपने मे अधूरे हैं । “? किन्तु क्रम की दृष्टि से पहले ज्ञान और फिर 
क्रिया, यही आत्म साधना की सही दृष्टि है। ' ज्ञान को प्रकाश माना गया है, ५) 
वह प्रकाश प्राप्त करके साधक अपने साधना मार्ग पर अस्खलित एवं अप्रतिहत गति 
से बढ़ता चला जाता है। ज॑न दर्शन का यह मूल स्वर गौतम के जीवन मे मुखरित 
हुआ है। उन्होंने पहले ज्ञान की आराघना की, इससे आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त 
किया और फिर उग्र तपदरचरण में शरीर को झौंक डाला। वे अपने पूर्व जीवन मे 
वेदिक परपरा के प्रकाड पडित थे, उसके अग-अग को टटोला, अनुशीलन किया और 
उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्यो का अववोध प्राप्त किया । आचाये हेमचन्द्र के कथनानुझार 
वे चतुर्दश विधाओ में पारगत थे । " “चौदह विद्या' मे उस युग की समस्त विद्याओो 
का समावेश कर दिया गया था। चार वेद, छह वेदाय, घमं शास्त्र, पुराण, 


४८. दशवैकालिक ४ 
४९. आचा० नि० २४ 
५०, णाण किरिया रहिय किरियामेत्तं च दोवि एगंता । 
+-सनन्‍्मति तके० ३६८ 
५१. नाणी सजम सहिओ नायव्वों भावओ समणों 


-+-उत्त० नि० ३८९ 
#२. नाण पयासग । आाव० नि० १०३ 


शरहे. त्रिपष्टि शलाका १० । ५ 
५४ छह वेदाग ये हैं--- 
(क) शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्‍्द और ज्योतिष । 
“वदिक कोश, पृ० ४९४ (प्रकाशक वनारस हिन्दू युनिवंसिटी) 
(ख) सिक्‍्खा-कप्पे-वागरणो-छदे-निरुत्त-जोइसामयरो ।_ --भगवती, २।१ 


७० इन्द्रभूति गौतम « 


मीमासा एवं तक (न्याय शास्त्र) ये चौदह विद्या कहलाती थी ।/ भगवान महावीर 
के पास प्रव्नजित होने पर उन्होने गौतम को त्रिपदी का ज्ञान दिया, जिसके आधार 
पर उन्होंने अपनी विस्तार-बुद्धि के द्वारा विशिष्ट क्षयोपशम के कारण चतुदशं पूर्वो 
का ज्ञान प्राप्त कर लिया । चौदह विद्याओ मे जिस प्रकार वंदिक परम्परा का समस्त 
वाड मय समाहित हो जाता है, उसी प्रकार चौदह पूर्व मे जेन दर्गन का समस्त ज्ञान 
विज्ञान अन्तहित हो जाता है ।*६ माना तो यह भी जाता है कि इन चौदह पूर्वो मे. 
संसार की समस्त विद्याओो का समावेश हो जाता है | चतुदशंपूर्व धर के लिए संसार 
का कोई भी भौतिक या आध्यात्मिक ज्ञान अविज्ञात नहीं रहता । ऐसा पूर्वो के 
विषयानुक्रम से स्पष्ट होता है। गौतम को “चौहसपुत्वि' कहा गया है | गौतम न 
केवल चौदह पूर्व के ज्ञाता थे, वल्कि उनकी रचना भी उन्होने ही की थी, चू. 
चौदह पूर्व वारह॒वें अग मे समाविष्ट होते हैं, और गणधर द्वादगागी के रचयिता 
माने गये हैं ।५* इस प्रकार सपूर्ण श्र॒त शास्त्र के ज्ञाता एव रचयिता के रूप मे 
गौतम की विलक्षण प्रतिभा एवं गहन श्र्‌ तविद्या का रूप हमारे समक्ष उजागर हो 
जाता है । मानस ज्ञाती 
के 
गौतम केवल श्रतज्ञान के ही नही, बल्कि मानसविद्या के भी 
विज्ञाता थे । वे किसी भी सन्ञीप्राणी के मनोभावो का तत्काल ज्ञान प्राप्त कर सकते 


' ५५. पडंगमिश्विता वेदा घमं जास्त्र पुराणकम्‌ । 
मीमासा तकंमपि च एता विद्याइचतुदंश । 


--आपू जू सस्क्ृत इ ग्लिश डिक्शनरी भागा, २ पूृ० ६९४ 
कुछ अन्तर के साथ देखिए याज्वल्क्यस्मृति अ० १ इलो० ३ 
विष्णुपुराणू अश ३, अ० ६, इलो० २८ 
५६. चौदह पूर्व के नाम क्रमश यो है-- 
(१) उत्पाद पूर्व, (२) अग्नरायणीय पूर्व (३) वीय॑ प्रवाद पूर्व (४) अस्ति 
नास्ति प्रवाद (५) ज्ञान प्रवाद (६) सत्य प्रवाद (७) आत्म प्रवाद (८) कर्म 
प्रवाद (९) प्रत्यास्यान प्रवाद (१०) विद्यानु प्रवाद (११) अवन्ध्य पूर्व (१२) 
प्राणायु प्रवाद (१३) क्रिया विश्वाल पूर्व (१४) लोक विन्दुसार । 
+-नदीसूत्र ४७ 
४७. देखिए--आगम युग का ज॑त द्शन--(प० दलसुख भाई पृ० ८) समवायाग 
श्थ वा एवं १४७, 


व्यक्तित्व दर्शन ७१ 


थे | उनकी इस विशिष्टता को आगम मे-चउ नाणोवगएत्ति! विशेषण से स्पष्ट किया 
है | वे मतिज्ञान एव श्र्‌ तज्ञान से समस्त वाड मय के ज्ञाता एवं उपदेष्टा सिद्ध होते 
हैं, अवधिज्ञानी होने के कारण विश्व के भौतिक पदार्थों के भूत भविष्य के परिणामों 
का ज्ञान भी उन्हें था, और फिर मन पर्यव ज्ञान के द्वारा वे ससार के समस्त 
सज्ञी प्राणियों के मनोभावो, मानसिक उत्यान पतन, परिवर्तत आदि का विशिष्ट 
ज्ञान भी प्राप्त कर लेते थे । 


गौतम की ज्ञान सपदा ससार की सर्वोत्तम एवं सर्वोत्कृष्ट सपदा थी। वे 
ससार के प्रत्येक पदार्थ एवं प्रत्येक विद्या के ज्ञाता थे। और इतने वडे ज्ञानी जब 
आत्म साधना के मार्ग पर वढ्ढ तो समस्त दंहिक भावों से मुक्त होकर अध्यात्म के 
चरम शिखर तक पहुँच गये थे। कठोर तपदचरण, एकात विशुद्ध ध्यान और 


उसी के साथ भगवान महावीर की अनन्यतम उपासना यह गौतम के जीवन की 
विशिष्टता थी । 


इस प्रकार गौतम के जीवन की एक रूप छवि जो आगमो 'से हमे प्राप्त होती 
. है--उस पर चिन्तन करने से लंगता है--गौतम अपने युग के महानतम तत्वज्ञानी, 
विथभिष्ट सावक और तपस्वी थे | एक विरल अध्यात्म योगी, सिद्धिसपन्न साधक और 
विश्वकल्याण की उदग्रन भावना से युक्त परिन्राजक ! जिनका वाह्यम व्यक्तित्व भी गौरंव- 
पूर्ण था गौर आन्तरिक व्यक्तित्व तो अन्यतम अक्षय गरिमा से मण्डित, सिद्धि से 
सपन्न एव अपने युग का अद्वितीय भी कहा जा सकता है | 


गौतम के जीवन में जितनी तपश्चरण की पाव॑तीय उत्कटता थी उतनी ही 
विनय, सरलता, मुदुता की सुकुमार पुष्प सम कोमलता भी । उनका जीवर्न पुष्प 
वस्तुत॒पृुष्प नही, किन्तु फूलों का वह गुलदस्ता है, जिसमे विविध रंग, विभिन्न सौरभ 
एवं विविध आकार के सुरम्य सुकुमार फूल महक रहे है और अपने परिपाइव को भी 
सुरभित करते जा रहे है । आगम साहित्य मे गौतम के अनेक जोवन प्रसग फूलो की 
तरह विखरे हुए है जिनमे कही भक्ति एव विनय की सौरभ है, कही सरलता, सत्य- 
निष्ठा की महक है, तो कही ज्ञानोपासना एवं तत्त्व जिज्ञासा की सुगघ है, जो जीवन 
के विविध पक्षों को सुन्दर एवं सुरम्य रूप मे प्रस्तुत करती है। अगले पृष्ठो पर 
हम गौतम के विविध जोबन प्रसंगो को एक माला का रूप देकर प्रस्तुत कर 


रहे हैं । 


७२ इन्द्रभूति गौतम 


विनम्रता की सूर्ति 


अपार ज्ञानगरिमा एवं दुर्घव तप. शक्ति के स्वामी होते हुए भी गौतम का 
हृदय बहुत ही सरल एवं विनम्र था । उन्हे कभी अपने ज्ञान का अहकार नही हुआ, 
और न कभी अपने पद एवं साधना की प्रगल्भता मे बहे । ज्ञान प्राप्ति की उत्कट 
जिज्ञासा का वर्णन तो अगले पृष्ठो पर पाठक देख सकेंगे। यहाँ हम गौतम के जीवन 
की आदर विनम्रता एवं सत्य शोधकवृत्ति की झाकी प्रस्तुत कर रहे हैं । 


भगवान महावीर का प्रथम एव प्रमुख श्रावक था आनन्द । जीवन के अन्तिम 
समय में उसने अपनी समस्त सासारिक क्रियाओं का परित्याग करके जीवन मरण की 
भाकाक्षा से रहित होकर उच्च आध्यात्मिक जागरण करते हुए आजीवन अनशन 
ग्रहण किया था । भगवान महावीर उस समय अपने श्रमण सघ के साथ वाणिज्य 
ग्राम के दूतिपलाश चैत्य मे ठहरे हुए थे। गणघर गौतम दो दिव का उपवास पूर्ण 
करके पारणे के लिए नगर में गये। वहाँ भिक्षाचारी करते हुए जब वे कोल्लाग 
सन्निवेश के पास से गुजरे तो लोगो मे एक चर्चा सुनी । स्थान स्थान पर एकत्र हुए 
लोग वात कर रहे थे---“भगवान महावीर का अतेवासी (श्रावक) आनद पौ७षघशाला 
मे जीवन की अतिम आराघना के रूप मे अनशन ब्रत लेकर जन्म-मरण की आकांक्षा 
से मुक्त होकर आध्यात्म जागरण कर रहा है ।” 


लोगो की चर्चा सुनकर गौतम के मन मे आनद से मिलने की इच्छा हुई । 
वे कोल्लाग सन्निवेश मे स्थित पौपधशाला मे आये। गौतम गणधर को आता देखकर 
आनद हप॑ एवं उल्लास से गदगद हो उठा । उसने हाथ जोडकर गौतम को चमस्कार 
किया और प्रार्थना की--“भन्ते ! मैं इस दीघं तप के कारण अशक्त हो चुका हूँ, अत 
उठकर आपका स्वागत सत्कार नहीं कर सकता, विधिवत्‌ वन्दन नही कर सकता, 
अत आप कृपा करके आगे आइए ताकि मे सविधि वन्दन नमस्कार कर सकू ।” 


आनन्द के विनयपूर्ण वचन सुनकर गौतम निकट आये । अशक्त होते हुए भी 
आनन्द ने सिर क्षुकाकर गौतम के चरणो मे विधि युक्त वदन किया । कुछ औपचारिक 
वार्तालाप के पश्चात्‌ आचद ने पूछा---“भगवन ! गृहस्थाश्रम मे रहते हुए गृहस्थ को 
अवधिज्ञान प्राप्त हो सकता है ?” 


गौतम ने उत्तर दिया---'हाँ, हो सकता है ।” 


व्यक्तित्व दर्शन छ्रे 


आनन्द ने कहा--'भगवन्‌ ! मुझे भी घर में रहते हुए अवधिज्ञान हुआ है । 
मैं पूर्व पदिचिम और दक्षिण दिशा मे लवण समुद्र के पाँच सौ योजन तक के क्षेत्र को 
देखता एव जानता हूँ। उत्तरदिशा मे घुल्ल हिमवंत वर्षंघर पर्वत तक देखता एवं 
जानता हूँ । ऊँची दिशा में सौधर्म देवलोक तक एवं नीची दिशा मे रत्न प्रभा पृथ्वी 
के लौलुच्य नामक नरकवास तक देखता एवं जानता हूँ ।” 


गौतम ने आनन्द के विद्याल अवधि ज्ञान का वर्णन सुना तो आइचयें हुआ । 
वे बोले---“आनन्द  गृहस्थ को अवधि ज्ञान तो हो सकता है, किन्तु इतनी विस्तृत 
सीमावाला अवधिज्ञान नही हो सकता । तुम्हारा कथन अ्राति युक्त हो सकता है, 
अत सत्य प्रतीत नहीं होता, तुम्हे अपनी इस भूल के लिए प्रायश्चित्त करना 
चाहिए ।” 


विनय एवं विस्मय के साथ आनन्द ने निवेदन किया---/भगवन्‌ ! क्‍या जिन 
शासन में ऐसी भी परिपाटी है कि सत्य तथ्य एवं सदभूत कथन के लिये भी प्रायश्चित्त 
करना पढता है ?” 


गौतम--“आनन्द ! नही !” 


आनन्द---भगवन्‌ ! तो फिर मुझे सत्य कथन के लिये आप प्रायश्चित्त करने 
को कैसे कह रहे हैं ?” 


आनन्द के कथन से गौतम असमजस में पड गये । उन्हें अपनी वात पर झका 
हुई और वे तत्काल लौटकर भगवान महावीर के पास पहुँचे । भगवान को वदना 
करके गौतम ने विनयपू्वंक आनन्द के वार्तालाप की चर्चा करते हुए पूछा--“भन्ते ! 
क्या गृहस्थ को इतनी बडी सीमावाला अवधिज्ञान हो सकता है ? इस प्रसग को 
लेकर मेरे और आनन्द के बीच मतभेद हो गया है । वह कहता है मुझे ऐसा अवधि- 
ज्ञान प्राप्त हुवा है, और मैने कहा--इतना वडा अवधि ज्ञान गृहस्थ को 
नहीं हो सकता, तुम्हारा कथन असत्य है, प्रायश्चित करना चाहिए ! किन्तु 
भगवन्‌ | वह तो उलदा सुझे ही प्रायश्चित्त लेने की वात कहता है ! इसमे कौन 
सही है ?” 


भगवान महावीर ने गौतम को सवोधित करके कहा-- गौतम ! इस विषय 
में आनन्द का कथन सत्य है। तुम्हे अपनी वात का आग्रह नही होना चाहिए, 


छ्ड इन्द्रभूति गौतम 


प्रायश्चित्त तुम्हे करना होगा। तुमने सत्य वक्ता आनन्द की अवहेलना की है, अत' 
तुम लौटकर उसके घर जाओ, और अपनी भूल के लिए क्षमा माँगो ।”४ 


गौतम को अपनी भूल का पता चलते ही वे तत्क्षण आवन्दगाथापति के पास 
पहुँचे, अपने कथन पर. पश्चात्ताप करते हुए क्षमा मागी और आनन्द की बात को 
भगवान के द्वारा सत्य प्रमाणित करने की स्वीकृति दी ।** 


इस घटना में गौतम के व्यक्तित्व का एक महान रूप उजागर हुआ है--विच- 
म्रता | बौद्धिक अनाग्रह एव निरहकार वृत्ति ! मनुष्य का स्वभाव है, वह सामान्यत 
अपनी भूल को भूल रूप मे नही जान पाता, जान लेने पर भी उसे स्वीकार नही करता, 
यदि मन-ही-मन स्वीकार भी कर ले तो भी किसी के समक्ष जाकर क्षमा माँगना तो 
उसे मृत्यु से भी अधिक भयानक एवं यत्रणादायी लगता है । जिसमे यदि वह किसी 
ऊँचे पद पर है, और अपने से छोटो के समक्ष भूल स्वीकार करने का प्रसग जाता है 
तो वह उसके लिए असहद्य वेदना का रूप ले लेती है । गणघर गौतम को जब आनन्द 
श्रावक के समक्ष अपनी भूल स्वीकार करने का प्रसंग आया तो उन्होंने बिना किसी 
प्रकार का ननुनच किए तत्क्षण प्रसन्नतापूवक उस ओर चल पडे। यह उनके मन की 
कितनी महानता है । इस असीम विनम्नता मे ही वस्तुत. उनकी महानता का सूत्र 
छिपा है । और यह॒विनम्रता गौतम के आन्तरिक जीवन की सच्ची निम्न न्थता की 
सूचना देती है । तथागत वुद्ध ने कहा है*" “निम्न न्थ वह है जिसके मन मे गाँठ नही 
होती है और गाँठ उसे नहीं होती जिसका मान-अह॒कार क्षीण हो गया है ।” इसी 
घटना से गौतम की सत्य-सघित्सु वृत्ति की एक विराठ कलक मिल जाती है, जब 
उन्हे आनन्द के कथन मे सत्य प्रतीत हुआ तो वे उसकी स्पष्ट स्वीकृति देने को चल 
पडे, अपने दो दिन के उपवास के पारणे की परवाह किये बिना । सत्य की स्वीकृति 
और सत्य का सम्मान करना गौतम का सहज स्वभाव था ऐसा प्रतीत होता है। 
भगवान महावीर का यह सदेश--सच्चमेव समभिजाणाहि*'---उत्तके अन्तरमन का 
स्पन्दन वन गया था जो प्रतिश्वास में घडक रहा था । 


२८. आणद च समणोवासय एयमद्ग खामेहि---उवासगदशा १।८६ 
५९. उवासगदणशा १ सूत्र ७० से ८५ 

६०. पहीनमानस्स न सन्तिगन्था--सयुत्तनिकाय १।१॥२५ 

६१. आचाराय १॥३-३-१११ 


व्यक्तित्व दर्श न प्र 


सरलता का अक्षय स्रोत 
के 


गणघर गौतम को जीवन में चरम कोटि का सम्मान एव प्रतिष्ठा प्राप्त हुई 
थी । भगवान महावीर के तो वे प्रिय शिष्य थे ही, उनकी अनन्य कृपा उन पर थी, 
और साथ ही सपूर्ण श्रमण संघ की श्रद्धा, सम्राटों और सेनापतियों का आदर 
सम्मान भी गौतम को प्राप्त हुआ था। इतनी श्रद्धा सम्मान पाकर भी गौतम कभी 
अपने को भूले नही थे । उनके मन मे कभी अहकार तो जगा ही नहीं। उनका 
व्यवहार इतना मुदु और आत्मीय होता था कि सामान्य से सामान्य जन, अवोध 
वालक भी उनकी भोर यो आक्ृष्ट हो जाता ज॑से शिशु माता की ओर। उनके 
जीवन की सरलता एवं म॒दुता का निदर्शन कराने वाली एक घटना अतक्ठत्‌ दशा में 
उल्लिखित है ।** 

एक बार भगवान महावीर पोलासपुर नगर मे पयचारे | वहाँ पर विजय नामक 
राजा था। जिसकी श्रीदेवी नाम की महारानी थी । श्रीदेवी का एक अत्यत प्रिय 
सुकुमार पुत्र था अतिमुक्तक कुमार । 

गणवर गौतम पोलासपुर नगर में भिक्षा के लिए भ्रमण करते हुए उधर पहुँच 
गए जहाँ पर राजकुमार अतिमुक्तक अपने वाल साथियो के साय खेल रहा था। वच्चो 
के खेलने के लिए एक मंदान था जिसे इच्धस्थान' कहा जाता था। गौतम जब उस 
इन्द्रस्थान के निकट से गुजरे तो कुमार अतिमुक्तक ने उन्हे देखा । गौतमस्वामी की 
विशिष्ट श्वेत वेषभूपषा, और दिव्य रूप एवं मद-मद गति देखकर कुमार के मन मे 
उनके प्रति कौतुहल जगा । वह कुछ देर उनकी ओर देखता रहा, फिर निकट आया 
तो उनकी अद्भुत सौम्यता से निर्भय होकर पूछने लगा--“भदन्त ! आप कौन है 
और क्सि कारण यो घर-घर मे घूम रहे हैं ? 

गौतम ने मदस्मित के साथ वालक की ओर देखा, सहज निरछलता एवं 
गुलावी सुकुमारता उसके मुख पर बिखर रही थी | मधुर स्वर से गौतम ने कहा--- 


“देवानुप्रिय ! हम श्रमण निग्नन्थ हैं, भिक्षा प्राप्त करने के लिए इस प्रकार उच्च-नीच- 
मध्यम कुलो में भ्रमण कर रहे है ।” 


अतिमुक्तक---“भन्ते ! आप मेरे घर से भी भिक्षा लेंगे ?” 


६२. अतकुत्‌ दशा वर्ग ६ 


७६ इन्द्रभूति गौतम 


गौतम--/हाँ, क्यो नहीं ।”” 

अतिमुक्तक--'तो फिर चलिए, आप मुझे बडे ही प्रिय लग रहे हैं, मैं अपने 
घर ले जाकर आपको भिक्षा दूँगा।” यो कहकर अतिमुक्तक ने गौतम की अग्रुली 
पकड ली । 5 ज॑से कोई मित्र अपने मित्र की अग्रुली पकड कर उसे अपने घर ले 
चलने का आग्रह करता हो, और गौतम भो वालक अतिमुक्तक के साथ-साथ राज- 
महलो की ओर चल दिये । जब श्रीदेवी ने गौतम स्वामी की अग्रुली पकडे राजकुमार 
को महलो की ओर आते देखा तो वह हष॑ से गदगद हो उठो । इतने बडे महान 
तपस्वी महाश्रमण ! छोटे से बच्चे के साथ अगुली पकडे कितने प्रेम एवं सरल भाव के 
साथ भिक्षा के लिये आ रहे हैं? रानी का अग-अग प्रसन्नता से नाच उठा। 
उसने सामने आकर गौतम को वंदना की और अत्यन्त भाव प्रवणता से भिक्षा 
प्रदान की । 


भिक्षा लेकर जब गौतम स्वामी चलने लगे तो कुमार अतिमुक्तक ने पूछा-- 
“भन्ते ! अब आप कहाँ जायेंगे ? आपका निवास कहाँ हैं ?” 


श्रीदेवी बालक के भोले-भाले प्रशनो पर सकुचा रही थी कि यह अबोध बालक 
गौतम स्वामी से क्या ऊलजलूल पूछ बंठेगा ? पर गौतम बडे ही स्नेह एवं सरलता 
के साथ वालक को उत्तर देते हुए वोले---'कुमार ! हमारे घमंगुरु भगवान महावीर 
स्वामी तुम्हारे नगर के बाहर श्रीवन उद्यान मे पघारे हैं, हम लोग वही ठहरे हैं ।” 


गौतम के स्नेहमय व्यवहार से कुमार का मन आक्ृष्ट हो गया । वह बोला-- 
“भन्‍्ते ! में भी आपके साथ आपके धर्माचाययं के दर्शन करने को चलू ?” 


गौतम ने स्वीकृति दी, कुमार गौतम के साथ-साथ भगवान महावीर के निकट 
पहुँचा । भगवान ने राजकुमार को घर्म कथा सुनाई और कुमार को वैराग्य 
जागृत हुआं। उसने माता पिता की आज्ञा लेकर भगवान का शिष्यत्व स्वीकार 
किया । 


वालक के साथ वालक का-सा व्यवहार करके उसके हृदय को जीतना सरल 
नही है । विद्वान विद्वान के साथ चर्चा करके उसे प्रभावित कर सकता है, पर अवोध 
बच्चों के हृदय को समभकर उसे धर्मं एव अध्यात्म जैसे नीरस विषय की ओर भाक्ृष्ट 


६२. अह तुग्म भिक्‍ख दवावेमिति भगव गोयम अशग़लीए गेण्ड । 
--अँतकृत्‌ दशा ६ 


व्यक्तित्व दर्शन ७७ 


करना वहुत ही कठिन है । इसमे विह्त्ता की नही, किन्तु हृदय की सरलता, स्नेह- 
सिक्‍तता एवं मघुरता की आवश्यकता होती है । वालक द्वारा अग्रुली पकडने पर भी 
गौतम स्वामी ने उसे भिडका नहीं, उससे छुडाने का प्रयत्न भी नही किया। चूंकि 
ऐसा करने पर सभव था वालक के कोमल हृदय को ठेस पहुँचे, साधुवेप के प्रति उसके 
मन में जो आकर्षण जगा, वह नफरत व भय में बदल जाये । गौतम की इस प्रकार 
की सरलता, मघुरता एवं स्नेहशीलता के कारण ही न जाने कितने खिलते हुए 
सुकुमार शैशव और उभरते हुए अल्हड यौवन त्याग, साधना एवं अध्यात्म विद्या के 
मार्ग पर आकर समपित हो गये । लगता है गौतम वास्तव मे ही सरलता एवं मधु रता 
का अक्षय ज्रोत था । 


मधुर प्रातिथ्य 
के 
गौतम के हृदय की मधुरता का एक ओर उदाहरण भगवती** में आता 
है । कृतगला नगरी से कुछ दूर श्रावस्ती मे परित्राजक साधुओ का एक विज्ञाल 


६४. भगवत्तीसूत्र २१ 
६५. (क) परिब्राजक--भिक्षा से आजीविका करने वाला साधु---निरुक्त १।१४ 
--(वंदिक कोश) 
(ख) जन सूत्र एवं उत्तरवर्ती साहित्य मे तापस, परिदव्राजक, सन्‍्यासी आदि 
अनेक प्रकार के साधको का विस्तृतववर्णन आता है। इसके लिए औपपातिक सूत्र 
सूत्रकृताग नियु क्ति, पिडनियु क्तिगा, ३१४ वृहत्कल्प भाष्य भा,४ पृ० ११७० 
निशोथ सूत्र सभाष्य चूणि भाग-२ एवं भगवती सूत्र ११६. आवश्यक चूर्णी 
पृ० २७८ । घधम्मपद अट्ठकथा २ पृ० २०९ दीघ निकाय भअट्ठुकथा-१ पृ० 
२७० । ललित विस्तर पृ० २४८॥ तथा जेन आगम साहित्य मे भारतीय 
समाज पृ० ४१२ से ४१६ तक में देखा जा सकता है । 


परिव्राजक श्रमणो का संक्षिप्त परिचय 
“तेरुआ वस्त्र धारण करने के कारण इन्हे गेरुअआ मथवा गैरिक भी कहा 
गया है ।' परित्राजक-श्रमण ब्राह्मण धर्मं के प्रतिष्ठित पण्डित होते थे | वशिष्ट धर्म 





१. निशीथचूर्णी १३.४४२० । 


७८ इन्द्रभुति गौतम 


परिवार रहता था । उनमे गर्दंभालि नामक परिन्नाजक का शिप्य स्कन्‍्दक परिब्राजक 
मुख्य था--स्कन्दक कात्यायन गोत्र का था, चार वेद एवं अन्य अनेक धर्मशास्त्रों का 
वह पारगत था। ब्राह्मण एवं परिब्राजकों के दर्शन का उसने गहन अध्ययन एवं 
अनुशीलन किया था । 


सूत्र मे उल्लेख है कि परिव्राजक को अपना सिर मुण्डित रखना चाहिए। एक वस्त्र 
अथवा चमंखण्ड धारण करना चाहिए, गायो द्वारा उखाडी हुई घांस से अपने शरीर को 
आच्छादित करना चाहिये । तथा जमीन पर सोना चाहिए।* ये लोग आवसथ 
(अवसह) मे निवास करते तथा आचारशास्त्र और दर्शन आदि विपयो पर वादविवाद 
करने के लिए दूर-दूर तक पर्यटन करते । 


५ ७ 


परिव्राजक श्रमण चार वेद इतिहास (पुराण), निधदु प७ष्ठितन्त्र, गणित, 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्‍्द, निरुक्त, ज्योतिप शास्त्र तथा अन्य ब्राह्मण शास्त्रो के 
विद्वान होते थे । दान घमं, शौच धर्म गौर तीर्थ स्तान का वे उपदेश करते थे । 
उनके मतानुसार जो कुछ भी अपविन्न होता वह जल और मिट्टी के घोने से पवित्र हो 
जाता है। और इस प्रकार शुद्ध देह (चोक्ष) और निरवध्य व्यवहार से युक्त होकर 
स्‍्तान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इन परित्राजको को तालाब, नदी, 
पुष्करिणी, वापी, आदि में स्तान करने, गाडी, पालकी अश्व, हाथी आदि पर सवार 
होने, चट मागध आदि का तमाशा देखने, हरित वस्तु आदि को रोदने, स्त्री, भक्त, 
देश, राज और चोर कया मे सलैरन होने, तुम्बी, काष्ठ और मिट्टी के पात्नों के सिवाय 
बहुमूल्य पात्र धारण करने, ग्रेएए वस्त्र को छोडकर विविध प्रकार के रगीन वस्त्र 
पहनने, तावे की अगूठो (पवित्तिय) को छोडकर हार, अध॑हार, कुण्डल आदि आशभृषणों 
को घारण करने, कर्णपुर को छोडकर अन्य मालाएँ पहनने और गगा की मिट्टी को 
छोड़कर अगुरु, चन्दन आदि का शरीर पर लेप करने की मनायी है । उन्हे केवल 
पीने के लिए एक मागध प्रस्थप्रमाण जल ग्रहण करने का विधान है | वह भी बहता 
हुआ और छल्न से छना हुआ (परिपूय) | इस जल को वे हाथ, पैर, थाली या चम्मच 
आदि धोने के उपयोग मे नही ला सकते 0”?! 


>-जन आगम साहित्य मे भारतीय समाज पृ० ११२-११६ 





२. १०-६-११, मलालसेकर, डिक्सनरी आँव पाली प्रोपर नेम्स, जिल्द २, 
पृ० १५९ आदि, महाभारत १२.१९०.३ । 
३. ओऔपपातिकसूत्र ३८, पु० १७२-७६ 


व्यक्तित्व दर्शन ७९ 


ध 


आवस्ती मे निग्नन्थ प्रवचन के रहस्यों का जानकार एक पिंगल नामक निग्नन्य 
रहता था | भगवान महावीर की वाणी उसने सुनी थी और वह उस पर अत्यन्त श्रद्धा 
रखता था | एक वार पिंगल निम्न न्‍्थ स्कन्‍्दक परिव्राजक के पास आया और उसे 
आक्षेपात्मक भाषा मे पूछा--“भमायघ ! क्या तुम बता सकते हो, यह लोक सान्त है 
या अनन्त ? जीव सान्‍्त है या अनन्त ? सिद्धि एवं सिद्ध सान्त है या अनन्त ? किस 
प्रकार की मृत्यु प्राप्त होने से पुर्ंग्म का अवरोध हो सकता है ? क्‍या तुम मेरे इन 
प्रशनो का समाधान कर सकोगे ?*ैई 


पिगल के द्वारा इस प्रकार के गम्भीर प्रश्न सुतकर स्कन्दक विचार मग्न हो 
गया । उसे इन प्रशइनो का उत्तर नही सूका । पिंगल के द्वारा दो-तीन वार पूछने पर 
भी वह मौन रहा, और मन-ही-मन्न अपने जञास्त्रों पर शका होने लगी, जहाँ इस 
प्रकार के प्रशतो पर कही कोई चिन्तन नहीं किया गया। उसको स्व-आगम श्रद्धा 
विचलित हो गई, और वह इनका समाधान पाने को आतुर हो उठा । उसो समय स्कदक 
ने लोगो भे एक चर्चा सुनी कि सर्वज्ञ स्वंदर्णी प्रभु महावीर आज कृतगला नगरी के 
छत्न पलाश उद्यान में पधारे हैं । उन महाभाग के दर्शन अभिवादन से तो परम लाभ 
प्राप्त होता ही है, किन्तु उनके दर्णेन तो दूर रहे, तो उनका नाम गोत्र सुनने से भी 
मनुष्य का कल्याण हो जाता है। उनके उपदेश से सव प्रकार के सशय विनष्ट हो जाते 
हैं भौर आत्मा परम समाधि को प्राप्त होता है ।” 


जनता के मुख से इस प्रकार का सवाद सुनते ही स्कन्दक के विचारो मे एक 
हलचल हुई, उसे एक मार्ग दीखपडा, अपनी शकाओ का समाघान प्राप्त करने की 
वलवती जिज्ञासा उसमे जगी। वह अपने स्थान पर आया, त्रिदण्ड, कमण्डलु, रुद्राक्ष 


माला, आसन आदि लेकर वह भी भगवान महावीर के समवसरण की ओर चल 
पडा । 


६६९. मागहा ! कि स अते लोए, अणते लोए ? 
सभते जीवे, अणते जीवे ? 
स अता सिद्धि अणता सिद्धि ? 
स भते सिद्ध , अणते सिद्धे ? 
केण वा मरणेण मरमाणे जीवे वड़्ढति वा हायति वा ? 


“भगवती सूत्र २।१ 


८० इन्द्रभूति गौतम 


भगवान महावीर ने गौतम को सवोधित करके पूछा--''गौतम ! क्‍या तुम 
अपने चिर परिचित पूर्व जन्म के मित्र को देखना चाहते हो” ? 


गौतम ने आइचये पूर्वक भगवान की ओर देखा, उनकी भावना में आदचर्य॑ 
था, जिज्ञासा थी | भगवान ने कहा--“गौतम तुम आज अपने पूर्व परिचित मित्र को 
देखोगे ?” 75७ 


गौतम अभी भी भगवान की रहस्य भरी वाणी को नही समझ्न सके ! उन्होंने 
पुछा--'भगवन्‌ ! वह मित्र कौन है, जिसे मैं आज देखूगा ?” 
भगवान ने स्कदक का परिचय देते हुए वताया--“वह स्कन्दक परित्राजक 
तुम्हारे पूर्व जन्म का मित्र है, उसके मन मे शका हो जाने से वह समावान पाने के 
लिए अभी आ रहा है | कुछ समय वाद वह तुम्हारे निकट आयेगा और तुम उसे 
देखोगे ।” 
गौतम के हृदय मे मिन्न दर्शन की उत्कण्ठा जगी और साथ ही उसके कल्याण 
को कामना भी। वस्तुत सच्चा मित्र वही होता है जो कल्याण-सखा होता है | गौतम 
ने भगवान से पूछा--“भन्ते ! मेरे पूर्व जन्म का मित्र स्कदक क्‍या आपके पास धर्म 
श्रवण कर दीक्षित हो सकेगा ?” 
भगवान ने इस प्रइन का उत्तर हाँ' मे दिया। तभी स्कन्‍्दक आते हुए 
दिखलाई पडे । गौतम श्रमण परम्परा के प्रतिनिधि थे, और स्कन्दक एक परिक्नाजक 
परम्परा का विद्वान | फिर भी गौतम के मन मे स्कन्दक के प्रति आदर जगा, सामान्य 
शिष्टाचार और स्वागत सत्कार की विधि के अनुसार वे भगवान के पास से उठे 
दस-बीस कदम आगे बढ़े और स्नेह एवं माधुयें से छलछलाई आँखो से हष॑ व्यक्त 
करते हुए सभ्य, शिष्ट एवं मघुर वाणी से वोले---“स्कन्दक !| आप आगए ? स्वायत 
है आपका, स्वागत है | बहुत बहुत स्वागत है । आपका विचार, आपकी धर्म जिज्ञासा 
प्रशसनीय है । *< पिंगल निम्न न्‍्थ के प्रदइनो द्वारा आपके सन मे जो जिज्ञासा जगी 
है अब उसका समाधान प्रश्नु से प्राप्त कीजिए !”? 


६७. दच्छसिण गोयमा ! पुन्ब सगय । 

कृण भते ? 

खदय नाम ! --भगवती २१. 
६८. हैं खदया ! सागय, खदया | सुसागयं, 

अणू रागयखदया ! सागय सणुरागय खदया ! “--भगवती २॥१- 


व्यक्तित्व दर्शन ८१ 


गौतम के इस प्रकार के निशछल स्नेह एवं सनन्‍्माव भरे वचनो को सुनकर 
परिव्राजक स्कन्‍्दक पुलकित हो उठा । साथ ही उसके हृदय की ग्रुप्त जिज्ञासा की चर्चा 
सुनकर उसे सुखद आइचये भी हुआ । भगवान की सर्वज्ञता की वात जो उसने सुनी 
थी उस पर सहज ही विश्वास होने लगा | मौर वह इस प्रकार प्रसन्नभाव से गौतम 
के साथ भगवान के चरणो मे आकर वन्दन नमस्कार करके उपस्थित हुआ | स्कन्दक 
ते प्रभुसे अपनी शकाओं का समाधान पाया, सम्यग दृष्टिप्राप्त हुई और वह 
सर्वात्मना प्रभु के चरणों मे समपित हो गया । 


भगवती सूत्र के वर्णनो से ज्ञात होता है कि स्कनन्‍्दक ने भगवान से जिन 
प्रशवों का समाधान पाया तथा प्रकार के प्रइन उस युग के दाशं॑मिक मस्तिष्क में चारो 
ओर चक्कर काट रहे थे । अनेक परिब्राजक, सन्‍्यासी तथा श्रमण उन प्रश्नो पर 
बिन्तन करते रहते, और यथार्थ समावान न मिलने के कारण इधर उधर विद्वानों 
एवं घमंप्रवर्तंको के द्वार पर उनका समाघान खोजने घुमते रहते थे ! बुद्ध के निकट 
भी इसी प्रकार के प्रश्न लेकर कई जिज्ञासु आते थे किन्तु बुद्ध उन प्रदनों को अव्या- 
कृत** करार देकर उनसे छुटकारा पाने का प्रयत्तन करते । जबकि महावीर इसे 


प्रकार के प्रश्नों का समाधान करके जिज्ञासुओ को आत्मसाधता की ओर मोडने का 
उपक्रम रचते थे । 


स्कन्‍्दक की घटना से ज्ञात होता है कि वह अपनी शकाओ का समाधान 
प्राप्त कर परम सन्तुष्ट हुआ, भगवान का शिष्य बना। वारह अग्रो का अध्ययन करके 


जेत दृष्टि का परम रहस्य वेचा वता और फिर सम्यगज्ञान पूर्वक अनेक प्रकार की 
तप साधना करके समाधि मरण प्राप्त किया ४९ 


६९. बुद्ध ने जिन प्रइनो को अव्याक्षत कहा हैं, वे यो हैं-- 
१. क्‍या लोक शाइवत है ? 

» क्या लोक अशारवत है ? 

» क्या लोक अन्तमान है ? 

» क्या लोक अनन्त है ?: 

क्या जीव और शरीर एक है ? 


नर ० कण 2० 


है 


(अगले पृष्ठ पर देखिए) 


८२ इन्द्रभूति गौतम 


स्कन्दक जैसे परित्राजक परम्परा के सूत्रधार को भगवान महावीर की ओर 
प्रेरित करने मे पिगल निग्न न्य भले ही निमित्त रहा हो, पर भगवान के प्रति उसकी 
श्रद्धा भक्ति को जगाने एव सयम साधना के प्रति आक्ृष्ट करने में गौतम का मधुर 
व्यवहार एवं हादिक स्नेह प्रमुख कारण रहा-यह नि सन्देह कहा जा सकता है। 
भगवान के द्वार पर गौतम द्वारा स्कन्दक का स्वागत और सम्मान जैन गिष्ठाचार 
की एक महत्वपूर्ण घटना है । अन्य परम्परा के भिक्षुओ के साथ इस प्रकार के मधुर 
एव शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार के उदाहरण आज नई सम्यता के युग में भी हमे उच्च 
व्यावहारिक हृष्टि प्रदान करते हैं । 


निर्भोक शिक्षक 


गौतम जितने व्यवहार कुशल थे, उतने ही स्पष्ट वक्ता और निर्भीक शिक्षक 
भी थे। प्राय व्यवहार कुशलता को चाटुकारिता का रूप दे दिया जाता है, उसे एक 
प्रकार की खुशामद या 'गंगा गये गगादास जमुना गये जमुनादास' की नीति मानी 
जाती है, किन्तु यह हमारे मन की आन्ति तथा आत्मविश्वास की दुर्बलता है। व्यंव- 
हार कुशलता के साथ स्पष्टवादिता एवं निर्भीक शिक्षक होने से कोई विरोध नही है, 
अपितु ये गुण तो व्यवहार कुशलता को और चमका देने वाले हैं--यह वात गौतम 
और उदकपेढाल (पाइवंनाथ के शिष्य) के बीच हुए वार्तालाप के अनन्तर उनके 
व्यवहार पर की गईं गौतम की टीका से स्पष्ट हो जाता है ।४१ 


उदक पेढाल ने अनेक प्रश्न किये थे और गौतम ने उनका उचित समाधान भी 
दिया | पर उसके व्यवहार से गौतम को प्रतीत हुआ कि उसमे कुछ अपने ज्ञान का 
अहकार आ गया है, और वह इतर श्रमण ब्राह्मणो पर कुछ-कुछ कठु आशक्षेप एवं 


» क्या जीव और दरीर भिन्न है ? 
« क्या मरने के वाद तथागत नही होते ? 
क्या मरने के बाद तथागत होते भी हैं, और नही भी होते ९ 
» वेया मरने के वाद तथागत न होते हैं और न नही होते हैं ? 
--मज्मिम निकाय, चूलमालु क्‍्य सुत्त ६३ 
--दीघनिकाय, पोट्ट पाद सुत्त, १।९, 


-०१०डी &छ +.की 


७०. भगवती सूत्र २।१ हि 
७१. सवाद का पूरा विवरण देखिए परिसवाद खण्ड मे 


व्यक्तित्व दर्शन ८३ 


शाब्दिक प्रहार करने मे भी नही चूकता है तो यौतम ने उसे प्र॑ म पूर्वक शिक्षा के रूप 
में कहा--आयुष्मन्‌ ! जो साधक पाप कर्मो से मुक्त होने के लिये सम्यक्‌ ज्ञान, दर्शन 
एव चारित्र को आराधना कर रहा हो, वह यदि दूसरे श्रमण-ब्राह्मणो की अवहेलना एवं 
निन्‍दा करता है, (भले ही वह अपने मन में उन्हें अपना मित्र समझता हो) तो 
उसे प्रलोक में कल्याण प्राप्त नही होता ।””' 
संभवत गौतम की शिक्षा उदक पेढाल पुत्र के मन मे चुभ गई हो, उसे अपनी 
वृत्ति पर कुछ भिश्चक भाई हो और इसलिए वह इतनी तत्त्वचर्चा कर चुकने के बाद 
भी विना किसी प्रकार के अभिवादन एवं क्ृतज्ञता ज्ञापन के चल पडा तो गौतम को 
उसका अविनयपूर्ण व्यवहार अखरा | एक श्रमण, जिसके कि धर्म का मूल ही विनय 
है'' विनय, सभ्यता, शिष्टाचार की दिक्षाओ से जिसके धर्मंग्रन्थ भरे पडे हैं" वह 
यो शका समाधान कर्ता के प्रति अविनय पूर्ण व्यवहार करे यह नितान्त अनुचित था 
और गौतम ज॑से महान साधक, उपदेशक एवं विनयमूर्ति इस बात को यो ही गवारा 
नही कर सकते थे । गोतम ने उदक पेढालपुत्र को उठते-उठते पुकारा--आयुष्मन ! 
किसी श्रमण निग्नन्थ के पास यदि धर्म का एक भी श्रष्ठ पद, एक भी सुवचन-- 
/एगरसपि सूवय्ण”” सुनने को मिला हो, तथा किसी ने अनुग्रह करके योगक्षेम का 
उत्तम मार्ग दिखाया हो, तो क्या'उसके प्रति कुछ भी सत्कार, सम्मान व आभार 
प्रदर्शित किये बिना चले जाना चाहिए ?”?५ हु 


गौतम के कहने का ढंग इतना स्नेहपूर्ण एवं हृदयस्पर्शों था कि उदक पेढाल पुत्र 
के पर वही रुक गये, वह आइचयंपूर्वक गोतम स्वामी की ओर देखने लगा, उसकी 
बाँखों में इतज्ञता के भाव आने लगे, और वह सअरमित-सा हो गया कि मुझे कैसा 
व्यवहार करना चाहिए ? 


७२. आउसंतो उदगा ! जे खलु समणं वा माहण वा परिभासेद मितिमन्न ति'**** * 
से खलु परलोग पलिमंथत्ताए चिट्ठुइ । --सूत्र कृताग २७३६ 

७३. “एवं धम्मस्स विणओ मूलं--दद्व० ९॥२॥२ 

७४. (क) जस्सतिए घम्मपयाइ सिक्खे तस्सतिए वेणइयं पउजे---ददावै० ९। ध१२ 
(ख) देखिए उत्तराष्ययन विनय अध्ययन गाथा १८-२३ 

७४. उदगा। जे खलु तहा भूतस्स समणस्स वा माहणस्स वा अतिए एगमपि आरिय 
सुवयर्ण सोच्चा निसम्म *“आढाई परिजाणति वदति नमंसत्ति *। 

सूत्र कृतांग २७३७ 


<४ इन्द्रभूति गौतम 


* शौतम ने आगे कहा-- आयुष्मन्‌ ! मेरे विचार से ऐसे श्र ष्ठ व्यक्ति को पृज्य 
बुद्धि से नमस्कार करता चाहिए, उसका सत्कार एवं सम्माव करना चाहिए। 
उन्हे कल्याणकारी मंगलमय देवतास्वरूप मानकर उत्की पयुपासना करती 
चाहिए ।” 


गौतम के 'हिय सिय॑ विगयभय हित-मित एवं निर्भीक वचनो को सुनकर 
उदक पेढाल का हृदय गदगद हो गया । उसने क्षमा मागते हुए विनयपूर्वंक अपनी भूल 
स्वीकार की और कहा---/भगवन्‌ ! भुझे पहले कभी इस प्रकार की शिक्षा सुनने का 
अवसर ही नही मिला, अत. में विनय के आचार से भी अनशिज्ञ रहा। मापके शब्दो 
से अब मुझे अपने कर्त्तव्य का ज्ञान हुआ हैं, साथ ही आपके हितकारी वचनों पर 
विश्वास भी हुआ है, श्रद्धा एवं प्रतीति हुई है, अब में अपने करत्त॑व्य एवं धर्म को 
पहचान पाया हू और मैं चाहता हूँ कि आपका शिष्यत्व स्वीकार करूँ [7४५ 


उदकपेढालपुत्र की भावनों को समभकर गौतम ने उसे चतुर्याम धर्म के 
स्थात पर पंचयाम धर्म की शिक्षा दी और भगवान महावीर के श्रमणसंघ में सम्मि- 
लित किया । 


उदक पेढाल पुत्र पांद्वेनाथ की प्राचीन परम्परा से संबंधित था। गौतम ने 
उसके प्रदतो का सतोषजतक समाधान देकर ही इति नही समभा । किन्तु जब उसे 
व्यवहार के क्षेत्र मे अनभिज्ञ एव असंस्कृत देखा तो कत्तंग्य का उचित घोध देने मे भी 
नही चुके | भले ही उनकी हित शिक्षा” एक वार उसे कडवी लगी हो, किन्तु वह 
मिसरी सी मधुर होने के साथ वजनदार भी थी, भाघुयें के साथ चोट करने की 
क्षमता उसमे थी, उसी मधुर चोट ने उदक पेढाल पुत्र को अपने कर्तव्य, विनय- 
व्यवहार एवं आत्मधर्म के प्रति जागुत कर दिया और फलत वह सही मार्ग पर आा 
सका। इस घटना में गौतम के अन्तर का सच्चा गरुरुत्व उजागर हुआ है 


जो द्िष्य के कल्याण फे लिए सदा निर्भध होकर हित बुद्धि से मार्गदर्शन करता 
रहता है । 


७६. एतेसिण भते | पदाणं पुव्विं अन्नाणयाए असंवणयाएं अंबोहिए अणभिगमेणं 
अदिद्वार्ण असुयाण" 'एयमट्ट सहृहामि पत्तियामि रोएमि एवक्मेव से जहेय 
तुन्भे वदह--सृत्र कृताग २।७॥३८ 


व्यक्तित्व दर्शन ८५ 


«कुशल उपदेष्टा 
+& | है छः ह 

गौतम के व्यक्तित्व मे जिस प्रकार निर्भीक शिक्षक का रूप निखरा है, उसी 

प्रकार उनमे कुशल उपदेदक के गुण भी प्रकट हुए हैं। संस्कृत की एक सूक्ति है--- 
वक्ता दश सहस्नेष्‌ ” हजार में कोई एक पडित होता है, और दश हजार में कोई एक 
वक्ता | हर विद्वान शास्त्रज्ञ वक्ता नही हो सकता। आचार्य सिद्धसेन ने कहा है-- 
“हर कोई सिद्धान्त का ज्ञाता भी निश्चित रूप से प्ररूपणा करने योग्य प्रवक्ता वही 
हो सकता ।”* भगवान महावीर ने बताया है--धर्म का उपदेश करने वाला निर्भय 
एवं सम्र-हष्टि होना चाहिए, साथ ही उसे यह भी ज्ञान होना चाहिए कि जिसे 
उपदेश दिया जा रहा है उसकी पात्रता क्‍या है ” उसके विचार, उसकी श्रद्धा एव 
योग्यता कैसी है ? इन विषयो की सम्यक्‌ आलोचना करके हो प्रवक्‍ता धर्म का उपदेश 
करे ।””* गणघर गौतम की उपदेश शली मे इन गुणो का सामंजस्य हुआ है, यह कहा 
जा सकता है ? भले ही आज गौतम द्वारा उपदिष्ट वचन, ग्र थ निवद्ध हमारे सममश्न न 
रहे हो, किन्तु जिस प्रकार की घटनाएँ उल्लिखित हैं, उसमे गौतम के उपदेश की 
फलश्र्‌ ति प्राय सार्थक रूप मे लक्षित हुई हैं । गौतम ने जिन-जिन को उपदेश दिया, वे 
चाहे सामान्य ग्रामीण व अवोध किसान रहे हो, या कुशल गाथाफति, परिब्राजक एव 
सम्राट रहे हो, वे प्रायः उपदेश से प्रभावित होकर उनके द्षिष्य बने हैं, श्रमण धर्म 
स्वीकार करके साधना पथ पर अग्रसर हुंए हैं ऐसे अनेक उल्लेख मिलते हैं ।<* ० 


७७. दतेषु जायते शूर सहस्नंषु च पंडित । 
वक्ता दश सहर्न प्‌ दाता भवति वा न वा ॥। 
* ७८. णवि जाणओ वि णियमा पण्णवणा णिच्छिओ णार्म । 


“--सन्मति तक॑ ३॥६३ 
७६. जहा पृण्णस्स कत्थइ तहा तुच्छस्स कत्थइ 


जहा तुच्छस्स कत्थइ तहा पुण्णस्स कत्यइ 

अवि य हणे अणाइयमाणे, इत्थपि जाण सेयति नत्यि ? केय पुरिसे क च नए? 

ह मु “आचाराग १॥२।६ 
८०. देखिए---(क) उत्तराध्ययच् (टीका) अ० १० 

। (ख) उपदेशपद सटीक गा* ७  , 

(ग) त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित १०॥९ 


८६ इन्द्रभूति गौतम 


एक बार भगवान महावीर जनपद विहार करते हुए किसी वन से गुजर रहे 
थे। मार्ग मे किसी खेत पर एक किसान को हल चलाते हुए देखा | चिल-चिलाती धूप 
मे वह किसान दुर्वल बलो को वडी नशंसता से पीट-पीट कर आगे धकेल रहा था । 
वैलो की पीठ पर रस्सियो के दाग जम गये थे, बिचारे भूखे प्यासे बेल धूप में हल के 
जुए को गिरा कर बैठने की चेप्टा कर रह थे और किसान उन्हे बँत से पीट कंर हाकने 
का यत्न कर रहा था | करुणावतार भगवान महावीर ने जब यह हृदय द्रावक 
हृश्य देखा तो गौतम से कहा--“गौतम ! जाओ इस किसान को उपदेश से प्रतिवुद्ध 
करी ।” 


+ गौतम प्रभु की आज्ञा लेकर किसान के निकट पहुँचे । बैल हाँफ रहे थे, फिर 
भी किसान उन पर बैंत की वर्षा करता हुआ आगे घकेल रहा था। गौतम ने किसान 
को सरल एवं सीधी भाषा में उपदेश दिया। भले ही किसान के समक्ष गरोबी की 
समस्या रही हो, पेट भरने की पुकार ने उसे इस क्र रता का पाठ सिखाया हो, पर 
उसका एकमेव समाघान अथे' ही तो नही था | हृदय परिवत्तंन से भी उसका कोई 
समाघान निकल सकता था और वही समाधान गौतम ने दिया । कृषक पर उपदेश का 
ऐसा जादू हुआ कि वह खेती और बैलो को छोडकर गौतम का शिष्य वन गया । 
गौंतम ने उसे अपने धर्माचा्य के पास चलने की कहा--किसान ने कहा--मेरे गुरु तो 
आप ही हैं।तव गौतम ने उसके समक्ष भगवान के दिग्य अतिशयो का वर्णन कर 
उस नव ग्रव्नजजित शिष्य को भगवान के निकट लेकर आये | नव प्रत्नजित किसान ज॑से 
जंसे भगवन्त के समीप आया उसके हृदय में भय एवं आवेश की भावना जगने लगी । 
भगवान महावीर को देखते ही उसका रोम-रोम कांप उठा जैसे वर्फीलि तुफान से पौधे 
काप उठते हैं । 

उसने कहा---मैं इनके पास नही जाऊँगा। 

गौतम--ये ही तो अपने धर्माचाय॑ है । 

किसान---'े ही तुम्हारे गुरु हैं दो तुम्ही रखो, मुझे नही चाहिए” यह कह कर 
वह भयश्रात होकर पीछे से खिसक गया । गौतम स्वामी ने जब नव-शिष्य को भगवान 
के समक्ष उपस्थित करने की भावना से पीछे देखा, तो वह तो जगल की ओर उलदे 
पाँवो दौड रहा था ज॑से कोई हरिण वधन से छूटकर दौड रहा हो । आइचये चकित 
गौतम ने भगवान से पूछा--भन्ते ! यह क्‍या अभूतपूर्व देख रहा हू | भयत्रस्त एव 
अशरण व्यक्ति आपके चरणो मे आकर त्राण एवं द्वरण पाते है, किन्तु यह मेरा नव 
प्रत्नजित शिष्य तो आपको देखकर भयभीत हुआ भाग रहा है ।” 


व्यक्तित्व दर्शन ८७ 


भगवान ने समाधान किया--गौतम | यह पूर्व वद्ध प्रीति एवं वर का खेल 
है । इस किसान के जीव की तुम्हारे साथ पूर्व प्रीति है, अनुराग है, इसलिए तुम्हे देखकर 
इसके मन में अनुराग पैदा हुआ और तुम्हारे उपदेश को सुनकर इसे सुलभ वोधित्व 
की प्राप्ति हुई । मेरे प्रति अभी इसके सस्कारो में वैर एवं भय की स्मृतियाँ 
शेप हैं, इसीलिए यह मुझे देखकर पूर्व वरस्मरण के कारण भयभीत होकर भाग 
छूटा ।! 


गौतम के आग्रह पर भगवान ने अपने त्रिपृष्ठ वासुदेव के जीवन की घटना 
सुनाई । “गौतम इस जन्म से नौ जन्म पूर्व में त्रिपृष्ट नाम का राजकुमार हुआ था । 
तुम मेरे प्रिय सारथी थे । एक बार मैने एक उपद्रवी केशरी सिंह को पकड कर हाथो 
से चीर डाजा था। उस समय सिंह की अतिम सास जब छूट रही थी तब तुमने 
उसे प्रिय वचनो से संतुष्ट किया एवं मनुष्य के हाथो से मारे जाने पर अफसोस 
न करने को सान्त्वना दी थी ।८१ उन अन्तिम समय के अनुरागमय वचनो की स्मृति 
के कारण तुम्हारे प्रति इसके मन मे अनुराग के सस्कार जन्मे और मेरे हाथ से मृत्यु 
होने के कारण मेरे प्रति इसके मन में वैर एव भय की भावना का सचौर हुआ ।*<* 


यह घटना सूत्र काफी लम्वा है, और इसके वीज भगवती सूत्र ” एवं उत्तरा- 
ध्ययन सूत्र” मे विद्यमान हैं, जिनसे अनेक अन्य घटनाएं भी पल्लवित हुई हैं । 
जिसकी चर्चा अगले पृष्ठो पर की जा रही हैं । 


इस घटना मे सूक्ष्म रूप से गौतम की उपदेश कुशलता की एक विरल भाँकी 
मिलती है कि अज्ञान किसान को भी उन्होने उपदेश देकर सुलभ वोधि वना दिया । 
यह तो स्पष्ट है कि क्सान के समक्ष गौतम ने गम्भीर तत्त्व ज्ञान की गुत्यियाँ नही 
सुलझाई होगी । उसे तो उस सामान्य एवं सरल उपदेश की आवश्यकता थी जो उसके 
सरल हृदय को छू सके और मोटी बुद्धि की पकड मे आ सके । और यही उपदेशक की 


८१. (क) आवश्यक चूणि पृ० २३४ 
(ख) त्रिषष्टिशालाका० १०१ 

८२. त्रिषष्टिशलाका० १०९ 

८३. भगवती शतक १४७ 

८४. उत्तरा० अ० १०१२८ (टीका) 


८८ इन्द्रभूति-गौतम 


कुशलता है कि वह गम्भीर एवं सरल से सरलतम भाषा में अपनी वात का प्रभाव 
दूसरों पर डाल सके, और उन्हे अपना अनुयायी बना सके | 7 


प्रबुद्ध संदेशवा हक 
है 

गौतम की उपदेश कुशलता के साथ ही उनके व्यक्तित्व की एक और विशेषता 
है कि वे भगवान महावीर के प्रिय शिष्य होने के साथ ही विश्वस्त संदेश वाहक 
भी थे। भगवान महावीर जब अपने शिष्यो को विशेष घमं सदेग देते तो प्राय. 
वह गणधर गौतम के माध्यम से दिया जाता था । वंसे सामान्य रूप में श्रमण वर्ग 
को जो शिक्षात्मक सदेश दिया जाता था वह भी गौतम के माध्यम से, या गौतम को 
सबोधित करके दिया जाता था | उत्तराध्ययन का दशवाँ अध्ययन इसका स्पष्ट प्रमाण 
है जहाँ वार-बार गौतम को सवोधित करके ---''समयं गोयस मा परमायए” का घोष 
ध्वनित हो रहा है। भगवती सूत्र मे भी इस प्रकार के अनेक स्थल हैं जिनमे उपदेश का 
माध्यम गौतम को बनाया गया है । “ दूसरे प्रकार के कुछ विशेष सदेश जब भगवान 
महावीर किसी व्यक्ति विशेष को लक्ष्य करके गौतम को देते तो गौतम उन्हे यधातथ्य 

रूप में उस पात्र तक पहुँचाते--यह भी एक घटना से स्पष्ट होता है। 


राजगृह निवासी गाथापति महाजतक भगवान महावीर का उपासक था। 
उसके पास विपुल घन था । उसने तेरह स्त्रियों के साथ विवाह किये । रेवती नाम की 
उसकी पत्नी, जो बडी ऋर एवं विभेष कामासक्त थी । उसने अपनी सभी सौतो को 
मरवा डाला था। वह मद्य एव मास का भी सेवन करती थी ॥ रेवती के स्वभाव से 
महाशतक को घृणा हो गई । वह उससे विरक्त होकर उपवास पौषध भादि आत्म- 
साधना मे प्रवृत्त हो गया । 


_. एकबार रेवती मद्य के नशे मे चूर हुई अत्यन्त कामातुर एवं निलंज्ज होकर 
महाशतक के पास आई। उसे अपने कामपाझ मे वाघने के प्रयत्न करने पर भी जब महा- 
शतक उससे सर्वथा विरक्त रहा, तो वह कहने लगी-प्रिय ! मुझे मालूम है तुम्हारे सिर 
पर धमं का नशा चढा है, तुम मुक्ति के इच्छुक होकर यह विरक्ति का ढोग रच रहे हो, 
पर तुम नही जानते कि यदि मेरी इच्छा को तृप्त कर मेरे साथ काम भोग सेवन करते 





८५. भगवती सूत्र ७४२।८।१० आदि 


व्यक्तित्व दर्शन ८5 


हो तो वह मुक्ति के सुख से भी अधिक आलननन्‍्दग्रद है । आओ, मेरी इच्छा को तृप्त 
करो 


रेवती ने दो-तीन वार इस प्रकार महाशतक से निर्लज्जता पूर्ण आग्रह किया, 
अनेक प्रकार के कार्मोह्दीपक हावभाव दिखलाये । पर महाशतक' उनसे सर्वथा निलिप्त 
रहकर अपने सकल्‍्प को और अधिक सुहढ वनाने लगा । महाश्तक के समक्ष अब 
इस प्रकार के प्रसंग आये दिन आने लगे । वह तपस्या एवं ध्यान से अपने शरीर को 
क्षीण एव सकलल्‍पो को वज्बसम अडिग वनाता रहा । जीवन के सध्या काल में महा- 
शतक ने अपने समस्त पापो एवं अतिचारों की आलोचना करके आजीवन अनशन 
ग्रहण किया | जीवन एवं मरण की आकाक्षा से मुक्त होकर समाधिपूर्वंक धर्म जागरण 
करते हुए आनन्द श्रावक की भाँति उसे अवधि ज्ञान प्राप्त हुमा । 


एकदित जवकि महाशतक अनशन मे धर्मंजागरणा कर रहा था, रेवती पुन 
मद्य के नशे मे छकी हुई उसके निकट भाई और विद्वलता पूर्वक काम प्रार्थना करने 
लगी । महाशतक मौन रहा । रेवती ने दूसरी वार भी उससे आग्रह किया, महाशतक 
फिर भी मौन था । अब तीसरी बार रेवती कामान्धच होकर उसे धिक्कारने लगी । उसके 
ब्रतो एवं आचार पर तिरस्कार पूर्वक आक्षेप करने लगी और अन्त मे जब अत्यन्त काम 
विह्नुंल हो गहित आचरण करने पर उतारू हुई तो महाशतक को क्रोध आ गया । उसने 
रेवती को अभद्र व्यवहार के लिए फटकारा और अवधि ज्ञान से उसका अन्चकार पूर्ण 
भविष्य बताते हुए कहा---'तू सात दिन के भीतर रोग से पीडित होकर मभरेगी एवं 


रत्नप्रभा नरक के लोलुच्य नामक नरकवास मे चौरासी हजार वर्ष की आयु प्राप्त 
करके अत्यन्त उम्र कष्ट पायेगी ।” 


महाभतक की आक़ोश् पूर्ण वाणी सुतकर रेवती अत्यन्त घवरा उठी । उसे 
लगा पति ने मुझे शाप दे दिया है। वह रोती पीटती घर आईं। भयानक रोग 


से पीडित होकर अन्त में सातवें दिन असमाधि पूर्वक जीवन की अन्तिम सांस 
छोड दी ।“ 





८६. भीया, तत्या, नसिया, उत्विग्गासण्णाय भया '* ** अलसएण वाहिणा 


अभिभूया अट्ट दुहट्ट वसट्टा काल मासे काल किच्चा इमीसे रयणप्पभाए ४ * 
नेरइयत्ताए उववन्ना । 


“उवासगदशा ८ । 


९० इन्द्रभूति गौतम 


भगवान महावीर ने महाशतक श्रावक के इस आक्रोश पूर्ण कथन की चर्चा 
गौतम से की । सारा घटना चक्र बताते हुए भगवान ने कहा--'गौतम । श्र'वक को 
इस प्रकार की, सत्य होते हुए भी अनिष्ट, अप्रिय, जिसे सुनने पर दु ख होता हो, 
विचार करने पर मन को चुभती हो, ऐसी वाणी नही बोलना चाहिए ।” महाशतक 
श्रावक ने रेवती को इस प्रकार के आक्रोश पूर्ण वचन कहकर अपने ब्रत को दूषित 
किया है, अत तुम जाकर उसे कहो, वह अपने इस अतिचार की आलोचना, आत्म- 
निन्‍्दा करके आत्मा को विशुद्ध वनाए ।” 


भगवान का धर्म सदेश लेकर गौतम राजगृह मे महाशतक श्रावक के पास 
आये | महाशतक भगवान गौतम को आते देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ, विनय पूर्वक 
वन्दना को | गौतम ने महाशतक को भगवान महावीर का घर्मं संदेश सुनाते हुए 
कहा--देवानुप्रिय | तुमने जो इस प्रकार के आकोश पुर्ण कठुवचन कहकर रेवती की 
आत्मा को सतप्त किया, भयभीत किया यह उचित नहो था । तुम्हे शाति एव मौत 
ही श्रेयस्कर था । तुम अपनी भून का प्रायश्चित्त करो, आलोचना करके आत्मा को 
निर्दोष बनाओो ।” 


गौतम के कथनानुसार महाशतक ने आत्म-आलोचना करके अन्त मे समाधि 
मरण प्राप्त किया । 


घर 


अनन्य प्रभुभक्त 
ऐ 


गौतम के जीवन के इन विविध रूपो को देखने से ज्ञात होता है कि वे जितने 
आत्म-साधना के प्रति निष्ठाशील थे, उतने ही लोककल्याण की भावना से कत्तं॑व्य 
के प्रति सतत जागरूक रहते थे। भगवान महावीर के लोक कल्याणकारी सदेश को 
जन-जन तक पहुँचाने मे वे प्रतिक्षण प्रस्तुत थे । गागलि नरेश को प्रतिबोध देने हेतु 
पृष्ठचपा जाने की घटना इस बात की साक्षी है कि वे भगवान महावीर के सकेत के 
जनुसार अपने सपूर्ण जीवन को न्‍्यौछावर करने के लिए भी कृतसकल्प थे । 


अजित तन +++5 


८७. नो खलु कप्पड गोयमा ! * *“*““सतेहि तच्चेहि तहिएहि, सब्भूएहि अणिट्ठ हि 
अकतेहिं अप्पिएडि अमणुण्शेहि'” वागरणेहि वामरित्तए । 
-उवासग दशा ८ । 





व्यक्तित्व दर्शन ११ 


एक वार साल महासाल नामक राजषियो ने भगवान महावीर से पृष्ठचपा के 
गागलि नरेश को प्रतिबोध देने के लिए जाने की आज्ञा मागी। गागलि राजपि के 
गृहस्थ जीवन के भानजे थे। उपयुक्त अवसर देखकर भगवान ने गौतम स्थामी के 
साथ उन्हे पृष्ठचपा की ओर भेजा । 


गागलि नरेश ने गौतम स्वामी एवं अपने मामा मुनि के आने का सवाद सुता 
तो वह प्रसन्नता पूर्वक उन्हें वदना करने गया । गौतम स्वामी की मधुर उपदेश शेली 
से प्रभावित होकर गागलि अपने पुत्र को राज्य तिलक करके स्वय प्रव्नजित हो गया। 
गागलि के साथ ही उसके पिता पिठर एवं माता यशञ्ञीमति ने भी दीक्षा ग्रहण की । 


अपने आगमन का लक्ष्य पूरा करके गौतम स्वामी ने पाचो शिष्यों के साथ 
चम्पा की ओर विहार किया जहाँ भगवान महावीर धमंदंशना दे रहे थे। मार्ग मे 
साल-महासाल, पिठर, गागलि मुन्ति एवं यशोमती साध्वी पाचों ही अपने-अपने शुद्ध 
विचारो की उत्कृष्टता के कारण क्षपक श्र णी को प्राप्त करके केवल ज्ञान की भूमिका 
पर पहुँच गये। उनके केवलज्ञान की घटना ग्रौतम को विदित नही हुई । जब वे 
चम्पा में पहुँच कर भगवान के समवसरण मे प्रविष्ट हुए और प्रभु की वदना प्रदक्षिणा 
करके केवली परिषद्‌ की ओर जाने लगे तो गौतम स्वामी को उनके व्यवहार की अन- 
भिज्ञता पर आइचयं हुआ । उन्होंने मुनियो को टोकते हुए कहा--“मुनियों ! क्या 
आपको जिनेन्द्र भगवान की धर्मंपरिपद्‌ की विधि का ज्ञान नही है ? आप लोग कहाँ 
जा रहे है ?” 


गौतम स्वामी के कथन पर भगवान ने कहा-- गौतम ! मुनियो का आचरण 
ठीक है ये केवल ज्ञानी हो गए हैं तुम केवली की अशातना मत करो ।”“* 


८८. त्रिपष्टिशलाका० १०/९ इलोक १६६-१६७ 


इसी घटना के साथ जुडी हुई एक अन्य घटना भी प्रसिद्ध है जिसकी 
चर्चा आचार्य अभयदेव (भगवत्ती टोका १४७) एवं नेमिचन्द्र ने (उत्तराध्ययन 
१०१) भें की है---वह इस प्रकार है-- 

एक बार ग्रौतम स्व्रामी अष्टापद पर्वत पर गए । वहाँ कौडिन्य, 
दिन्न एव सेवाल नामक तीच त्ापसो के साथ पॉँच-पाँच सौ तापसो के 
समूह अप्टापद की यात्रा को जाए हुए थे । वे अष्टापद पर चढने मे असमथे 
हो रहे थे । गौतम स्वामी अपने ऋद्धिवल से अष्टापद पर तुरन्त चढ गये । 


( अगले पृष्ठ पर देखिए ) 


९२ इन्द्रभूति गौतम 


हाँ तो भगवान की वाणी सुनकर गौतम को बडा आइचर्य हुआ | साथ ही 
अपनी छद्मस्थता पर उन्हे खेद भी हुआ कि ये मेरे शिष्य तो सर्वज्ञ हो गए और 
मैं अभी तक छद्मस्थ ही रहा । गुरु जी गुड ही रहे और चेले शक्कर हो गये--कहावत 
जसी बात हो गई ? 


मुक्ति का वरदान 
छ 


प्रस्तुत घटना ने गौतम के मन को बहुत झक-जझोरा, शिष्यो की 
प्रगति एव अभिवृद्धि से उनके उदार मन को कोई ईर्ष्या नही थी, किन्तु स्वय 
इतनी तपस्या, साधना, ध्यान, स्वाध्याय आदि करने पर, तथा प्रभु के प्रति अनन्य 
श्रद्धा रखने पर भी अब तक छद्‌्मस्थ ही रहे इस बात से उनके मन को वडी चोट 
पहुँची । वे अपने मन की गहराई मे उतरे होगे । आत्म-निरीक्षण करने लगे होंगे कि 
आखिर मेरी साधना में क्या कमी है ? मेरे अध्यात्म योग में कौन सी रुकावट आ 
रही है जिसे तोड सकने मे मैं अव तक असमर्थ रहा हूँ ।! हो सकता है जब इस प्रकार 
का कोई कारण उनके सामने नही आया हो तो वे बहुत खिन्न हुए हो, चिंतित हुए 
हो और तब भगवान महावीर ने अपने प्रिय शिष्य की खिन्नता एवं मनोव्यथा दूर 
करने के लिए सान्‍्त्वना देने के रूप मे कहा---'गौतम ! तुम्हारे मन मे मेरे प्रति अत्यत 
अनुराग है, स्नेह है, उस स्नेहवधन के कारण ही तुम अपने मोह का क्षय नही कर 
पा रहे हो, और वही मोह तुम्हारी सर्वज्ञता मे मुख्य अवरोध बना हुआ है ।” प्रभु 


तापसो को आइचय हुआ “यह हुष्ट-पुष्ट मासल शरीर वाला साधु इतनी 
त्वरित गति से कंसे अष्टापद का आरोहण कर सका, जवकि हम बहुत समय 
से प्रयत्न करते हुए भी समर्थ नही हो रहे हैं ।”गौतम स्वामी के वापस आने 
पर उनसे वार्तालाप किया और पन्द्रह सौ तीन तापसो ने उनका शिष्यत्व 
स्वीकार कर लिया ॥ गौतम स्वामी ने उनको अपनी (अक्खीणमहानस) 
लब्धि के वल खीर से पारणा करवाया और भगवान महावीर के समवसरण 
मे उनको लेकर आये । गौतम स्वामी एवं भगवान के ग्रुण चिन्तन से उत्कृष्ट 
परिणाम आने पर उन्हे भी कंवल्य प्राप्त हो गया, वे भी उसी प्रकार केवली 
परिपद्‌ मे जाने लगे और गौतम स्वामी ने टोका तब भगवान ने स्थिति का 
स्पष्टीकरण किया । 

देखिए---कल्पसूत्रार्थ प्रवोधिनी, त्रिपष्टिशलाका पुरुष चरितः 
गणघरवाद की भूमिका (दलसुख मालवणिया पृ० ६६) । 


व्यक्तित्व दर्शन ९३ 


महावीर की यह वाणी भगवती सूत्र मे इस प्रकार अक्षर निबद्ध हुई है”-...गौतम 
तुम तहुत अतीत काल से मेरे साथ स्नेह वन्‍्चन में बधे हो, तुम जन्म-जन्म से मेरे 
प्रशंसक रहे हो, मेरे परिचित रहे हो, अनेक जन्मों मे मेरी सेवा करते रहे हो, मेरा 
अनुसरण करते रहे हो, और प्रेम के कारण भेरे पीछे-पीछे दौडते रहे हो । पिछले देव 
भव, एवं मनुष्य भव में भी तुम मेरे साथी रहे हो । इस प्रकार अपना स्नेह बन्चन सुदीर्घ 
कालीन है, मैंने उसे तोड डाला है, तुम नही तोड पाए । विश्वास करो, तुम भी (अति 
शीघ्र वंधन से मुक्त होकर) अब यहाँ से देह मुक्त होकर हम दोनो एक समान, एक 
लक्ष्य पर पहुँचकर भेद रहित तुल्य रूप प्राप्त कर लेंगे |” 


भगवान का भक्त के प्रति यह आइवासन वास्तव मे एक बहुत बडा आश्वासन 
है, जिसे सुनकर गौतम की समस्त खिन्नता, मनोव्यथा हवा मे उड गयी होगी और 
अपूर्व प्रसन्नता से रोम-रोम पुलक उठा होगा । 


वंदिक भक्ति परम्परा मे जब भगवान भक्त पर प्रसन्न होता है, तो उसे पुन' 
भक्त बनने का वरदान देता है, और भक्त इस भगवद्‌ कृपा को सर्वश्र ष्ठ कृपा समझ- 
कर कृत-कृत्य हो जाता है। किन्तु जन परम्परा भक्त को भक्त ही नही, भगवान बनने 
का वरदान देती है, और उसके भगवान स्वयं अपने श्री मुख से कह रहे हैं---तुम भी 


८९, पिछली घटना चपानगरी मे हुई है, और भगवान महावीर का यह कथन 

" राजगृह मे हुआ है, सभवत इस बीच जंसा कि अष्टापद की घटना से परि- 

लक्षित होता है वह घटना घटित हुई हो, और वार-वार ऐसी घटना होने 

से गौतम की खिन्नता वढी हो, और तब भगवान ने निम्न आश्वासन दिया 

हो---/चिर ससिट्ठीइसिमे ग्रोयमा ! चिर सथुओइसि मे ग्रोयमा ! चिर 

परिचिओछदसि में गोयमा । चिर जुसिओड़सि में ग्रोयमा! चिराणु 

गओइसि मे गोयमा ! चिराणुवत्तीसि मे गोयमा ! अणतर देवलोए, अणतर 

माणुस्सए भवे, कि पर मरणा कायस्स भेदा । इओ चुआ दोवितुल्ला एगद्ढा 
अविसेस मणाणत्ता भविस्सामों । 

“भगवती सूत्र १४७ 

गौतम से स्नेह वधन तोडने के लिये भगवान महावीर ने अनेक वार 

उपदेश किया होगा, वीतरागता की ओर मोडने का प्रयत्न किया होगा यह 

आाग्ममो में आये अनेक उपदेशो से ध्वनित होता है । उत्तराध्ययन १०२८ में 

भी गौतम को सम्बोधित करके कहा गया है---'वोच्छिद सिणेहमप्पणो 

कुमुय सारइय पाणिना ।” के --उत्त० १०१८ 


९४ इन्द्रभूति गौतम 


भेरे समान सिद्ध बुद्ध मुक्त बनोगे।” इस वरदान को पाकर कोन भक्त प्रसन्नता 
से नही झूम उठेगा । 

इस घटता से गौतम का भगवान महावीर के प्रति अनन्य स्नेह एवं अद्वितीय 
भक्ति प्रकट होती है। और उसमे कितनी मघुरता है, कितनी एकनिष्ठता है यह तो 
आगमो के अनुशीलन से पद-पद पर प्रकट होती दिखाई देती है। एक भगवती सूत्र मे 
ही कई हजार वार-'गोयमा” इस सम्बोधन की आवृत्ति हुई है। अन्य आग्रमो भी 
संकडो बार स्थान-स्थान पर भगवान अपने प्रिय भक्त-गौतम को * * “गोयमा।' 
सम्बोधन से जब पुकारते है तो लगता है सम्पूर्ण भारतोय वाह मय में भी शायद्‌ ही 
ऐसा कोई जिज्ञासु एव अनन्य भक्त हुआ हो जिसे भगवान अपने श्री मुखे से 
वार-बार पुकार रहे हो। भगवान के श्रीमुख से यह मघुर सबोधन सुनकर 
भक्त गौतम भी श्रद्धा गदगद्‌ होकर धन्य-धन्‍्य हो उठते होगे। गौतम की 
एकनिष्ठा का उत्तर आग्मो मे उन्हीं को वाणी से दिया गया है । जब भगवान से 
किसी प्रश्न का समाधान गौतम को मिला तो वे एक अपूर्व॑ प्रसन्नता एवं श्रद्धा से भग- 
वान के प्रति इत्तश्नता प्रकट करते हुए कहते हैं--'सेवं भंते ! सेव भंते ! तहमेय घंते ! 
अवितह मेयंभंते !”---भगवन्‌ ! आपने ज॑सा कहा वसा ही है, आपका कथन सत्य 
है, पूर्ण सत्य है, मैं उस पर विश्वास करता हूँ, श्रद्धा करता हूं, प्रतीति करता हूँ ।” 


गुरु के समाधान पर शिष्य का यह श्रद्धा एव निष्ठा पूर्ण उत्तर वास्तव में एक 
.उदात्त परम्परा का प्रेरक है। गौतम जंसा व्यक्ति जो जीवन के प्रारम्भ में प्रखर 
ताकिक रहा हो, स्वयं भगवान महावीर से वाद विवाद एवं दर्शन की गम्भीर चर्चाओं 
से समाघान खोज रहा हो, वही भगवान के प्रति इतना श्रद्धा एवं निष्ठा पूर्ण होकर 
समपित हो जाता है, यह वास्तव में तक॑ पर श्रद्धा की विजय का एक अकाथ्य प्रमाण 
है, साथ ही भक्ति की एक निष्ठा का अपूर्व उदाहरण भी । गौतम के जीवन की इन्ही 
विरल विशेषताओ के कारण उन्हे अनन्य प्रभु भक्त कहा गया है । 


महान जिज्ञासु 
के 


गणघर गौतम के व्यक्तित्व मे जिन्नासा' तत्त्व प्रारम्भ से ही प्रवल रहा है यह 
पिछले घटना चक्र से स्पष्ट हो जाता है । जिज्ञासा ने हो उन्हे यज्ञ मण्डप से भगवान 
महावीर की ओर मोडा, जिज्ञासा ने ही उन्हें याज्ञिक ब्राह्मण से श्रमणत्व का परिवेष 
दिया और इस जीवित जिज्ञासा ने ही भगवान महावीर के उपदेशो एवं प्रवचनों को 


व्यक्तित्व दर्शन ९्प्र्‌ 


सणिपिटक का रूप दिया । आज का उपलब्ध श्रूत साहित्य गौतम की जिज्ञासा का 
जीवित रूप है--यह कहने मे कोई अत्युक्ति नही होगी । 


गौतम जब कभी किसी विशेष नई घटना को देखते, कोई नवीन चर्चा सुनते, 
किसी आइचर्यकारी प्रसंग का उहापोह होता तो वे तुरन्त उस विपय में जानकारी 
प्राप्त करने का प्रयत्त करते । १ 


विपाक सूत्र*" मे एक घटना आती है। मृगाग्राम नगर मे विजय नामक क्षत्रिय 
राजा था जिसकी मुग्रादेवी नामक लावण्य युक्त सुन्दरी राती की । उस मृगादेवी को 
एक पुत्र हुआ जो जन्म से ही अँधा, वहरा, ग्रंगा था। जिसके हाथ, पर, नाक, कान 
आदि भी नही थे । केवल अंगहीन एक ग्रोलमटोल आक्ृति थी। मुगादेवी उस बालक 
को अपने भूमि गृह मे रखती और उसका पालन पोषण करती । 


एक वार श्रमण भगवान महावीर उस मृगाग्राम के चन्दन पादप नामक 
उद्यान में पधारे । प्रभु का आगमन सुनकर नगर के हजारो श्रद्धालु दक्शतार्थं गये । 


नगर में चारो ओर एक क्षपूवं उत्सव जंसी हलचल मच गई थी। विजय क्षत्रिय भी 
भगवान का उपदेश सुनने गया । 


उस ग्राम मे एक जन्म से अन्ध दरिद्र भिखारी रहता था। उसके सिरके केश 
अत्यन्त रूक्ष एवं विखरे हुए, दीखने में वडा कुरुप एवं बीभत्स था। उसके गन्दे कपडो 
पर मविखयो के झुण्ड के झुण्ड भिनभिनाते रहते । कोई उसके पास से गुजरना नही 
चाहता--ऐसी दरिद्रता की साक्षात्‌ मूरति था वह जन्मान्च भिखारी | एक कोई आँख 
वाला आदमी उसकी लकुटिया पकडकर द्वार-ह्वार पर उप्ते धुमाता और भिक्षा माँग कर 
आजीविका करता । उस भिखारी ने नगर में लोगों के आनेजाने का कोलाहल सुना 
तो किसी से पूछा--भाज नगर में क्‍या इन्द्रमहोत्सव, स्कन्दमहोत्सव आदि कोई 
उत्सव है ? क्या वात है आज, इतनी हलचन क्‍यों ? 

भिखारी के प्रश्न को वहुतो ने सुना अनसुना कर दिया । किसो ने बताया--- 
“तुझे मालुम नही ? आज भगवान महावीर नगर के चन्दन पादप उद्यान में पघारे हैं, 
उनकी चाणी सुनने को जनता उमडी जा रही है ।” अबा भिखारी भी भगवान का 
उपदेश सुनने को उत्सुक हुआ और समवसरण की ओर गया। गणघर गौतम ने 
हजारो मनुृष्यो के पीछे खडे इस दरिद्र नारायण जन्मान्ध को देखा तो उसकी दयनीय 





९०. विपाक सूत्र ११ 


९६ इन्द्रभुति गौतम 


दशा पर उनका हृदय पसीज गया । गौतम ने भगवान से पूछा--”' “भन्‍्ते ! इस 
नगर भे ऐसा जन्म अन्च एवं जन्म अन्धरूप अन्य भी कोई है ?” 
भगवान ने कहा--हाँ, गौतम इससे भी अधिक बीभत्स आकारवाला जन्म- 
अन्धरूप एक पुरुष इस नगर मे है ?” | 
गौतस की जिज्ञासा और प्रवल हुई । पूछा--भन्ते ! वह जन्मान्ध रूप 
पुरुष कौन है ?” 


भगवान--“गौतम ! इस नगर के नायकविजय क्षत्रिय की पत्नी मृगादेवी 

का आत्मज 'मग़ापुत्र' नामक एक वालक है, जो जन्म से अन्धा है, उसके न हाथ 
पाँव है, न कान-ताक आदि अगोपाग । केवल अगो का आकार मात्र है। उसे मुगा- 
देवी अपने भुमिग्रृह मे रख कर उचित पालन-पोषण कर रही है ।” 

गौतम की जिज्ञासा प्रवल हो उठी ! भगवान की आज्ञा लेकर वे मुग़्ापुत्र को 
देखने के लिए म॒गादेवी के महल की ओर चले । मुगादेवी ने प्रसन्नता पूर्वक गौतम- 
स्वामी का स्वागत किया और पूछा---“भन्ते ! आप ने यहाँ पघारने का कष्ट किस- 
लिए किया, आज्ञा दीजिए---सदिस तु ण देवाण प्पिया | किमागसणपयोयण्ण ?” 

गौतम ने बताया “देवी ! मैं तुम्हारे पुत्र को देखने के लिए यहाँ आया हूँ ।” 

मुगादेवी ने मुगापुत्र के पीछे जन्मे हुए अपने चार पुत्रों को अलकृत विभूषित 
किया, और गौतम स्वामी के चरणो मे ग्रिराकर कहा--भगवन्‌ ! ये मेरे पुत्र है, 
इन्हे देखिए !” 

“देवानुप्रिया ! मैं इन पुत्रो को देखने के लिए नही, किन्तु तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र 
को, जो जन्म से नेत्र हीन है, जिसे तुम भूमिगृह में छुपा के रखती हो, उसे देखने के 
लिए यहाँ आया हूं ।” 

म्‌गादेवी ने आइचय॑ पूर्वक गौतम से पूछा---“भन्ते ! ऐसा ज्ञानी एवं तपस्वी 
कौन है जिसने मेरे इस अत्यन्त प्रच्छन्न वुतान्त को आपके समक्ष सूचित किया है ? 
जिस कारण आप यहाँ आये हैं ?” 


गौतम स्वामी ने अत्यन्त सरल भाव से कहा--“देवानु प्रिये ! मेरे घर्माचाय॑ 
श्रमण भगवान महावीर ने मुझे यह सब वृत्तान्त वताया है ।” 





९१. अत्यिण भन्ते ! केई पुरिसे जाति अन्धे, जाय अब रूवे ? 
--विपाकसूत्र ११ 


व्यक्तित्व दर्शन हे 


मुगादेवी गौतम के साथ वार्तालाप कर ही रहा थी कि मुग़रापुत्र के भीजन 
का समय हो गया । उसने कहा--मंते ! आप ठहूरिये, अभी आप उसे देख सकेंगे ।” 
पण्चात्‌ मुगादेवी ने अपने वस्त्र वदले, एक लकडी को गाडी में भोजन सामग्री रखी 
और गौतम स्वामी को अपने पीछे-पीछे चले आने का संकेत देकर उस भूमिगृह की 
ओर आई । भूमिगुह के द्वार पर पहुँच कर उसने वस्त्र से अपना नाक-मुंह ढेंका, 
गौतम स्वामी से भी ढेंकने को कहा । मृगादेवी ने द्वार की और प्रीठ करके भूमिगृह 
का धार खोला। उसमे से भयकर बदवू भा रही थीं, फिर भी गौतम ने उस बालक 
को देखा | अग के नाम पर सिर्फ एक मुंह था | जिस मुख से खा रहा था उसी से 
वापस निगल नहा था और फिर उसी वमन को चाट रहा था। उस दीभत्स एव 
दयनीय रूप को देखकर गौतम के रोम-रोम उत्कठित हो गये । गौतम मुगादंवी को 
सूचित कर पुन. अपने स्थान पर आये और प्रमु से पूछा--'भते ! आपने जैसा बताया 
वैसा ही वह जन्मान्ब रप पुरुष है ! उसने पूर्व जन्म मे किस प्रकार के दुष्कर्म, घोर 


कर्म किये होंगे जिनके फलस्वरूप वह इस प्रकार अत्यन्त कप्टमय, दुर्गन्‍्धपूर्ण वीभत्स 
जीवन जी रहा है ? 


भगवान ने गौतम के प्रदन पर उसके अतीत जीवन के दुष्कर्मों की लोम- 
हर्पक कहानी सुनाई, जिसका विस्तृत वर्णन विपाक सूत्र मे किया गया है । 


सम्पूर्ण विपाक सूत्र गौतम की इसी प्रकार की जिज्ञासाओ का एक उत्तर है। 
गौतम अगले अध्यायो मे भी वधभूमिका ले जाते हुए अपराधियो को देखते हैं और 
उसके भूत-भावी जीवन का लेखा जोखा भगवान से आकर पूछते हैं । 


ऐसा लगता है कि गौतम के मन में जिज्ञासाओं का अम्बार लगा है, जब कभी 
किसी प्रसंग से वे कुरेदी जाती है तो वे प्रइन रूप मे भगवान के समक्ष अवतरित हो 
जाती हैं। जब वे कोई भी नई वात देखते हैं तो उसके मूल तक जाने का 
प्रयत्त करते हैं, उसके कारणों का विश्लेषण सुनना चाहते है और चाहते हैं 


उसके भूतकालीन निमित्त-उपादान का लेखा-जोखा, एवं भावी परिणामों की 
अवगति | 


ही भगवती सूत्र मे एक प्रसग है । भगवान महावीर एकवार ब्राह्मण कुण्ड ग्राम 
में पवारे । वहाँ ऋषपभदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था जो'घनाढ्य होने के सार्थ-साथ 
वहुत व विद्वान भी था वह चारो वेद, पडग, पुराण आदि का पारगत था, और 


९८ इन्द्रभूति गौतम 


निग्नन्थ धर्म के रहस्यो को भली प्रकार जानने वाला श्रमणोपासक भी ।*' ऋषभदत्त 
की पत्नी थी देवानन्दा । 


भगवान महावीर के आगमन की सूचना पाकर ऋषभदत्त एवं देवानन्दा उनके 
दर्शनों के लिए गये । देवानन्दा ने भगवान महावीर का अतिशय सम्पन्न दिव्य रूप 
देखा तो उसके मन में वात्सल्य की धारा उमड पडी । वह रोमाचित हो गई भर पुत्र 
स्नेह का भाव प्रवल हो उठा। उसकी दोनो आँखों से आनन्द के आसू वरसने लग 
गये और भावावेग मे उसकी कचुकी के वन्धन शिथिल होकर, स्तनों से दूथ की घारा 
बहने लग गई । 

गौतम स्वामी ने जब देवानन्दा को इस प्रकार रोमाचित होकर स्तनों से 
दूध की धारा वहाते देखा तो वडा आइचये हुआ । भगवान महावीर से पूछा-- भत्ते ! 
देवानन्दा इस प्रकार क्यो, किस कारण रोमाचित हो रही है ?” 


भगवान ने कहा--'गौतम ! देवानन्दा ब्राह्मणी मेरी माता है, मैं इस देवा- 
नन्‍दा ब्राह्मणी का पुत्र हूँ । इसी पुत्र-स्नेह के कारण आनन्द का वेग उमड पडा, वह 
उसे रोक नही पाई, और इस प्रकार रोमाचित हो उठी ॥7*3 

गौतम के मन मे एक प्रइन के समाघान के साथ ही दूसरा प्रश्न उठा---/ भत्ते 
आपकी माता तो त्रिश्वला क्षत्रियाणी है---ऐसा स्वविदित है। फिर देवानन्दा 
आपकी माता किस प्रकार हो सकती है ?” 


गौतम के प्रइन पर भगवान ने गर्भपरिवतंन की घटना की चर्चा की, जिसे 
सुनकर ऋषभदत्त-देवानन्दा सहित सम्पूर्ण परिषद्‌ को आइचयं हुआ ।** 





९२. कल्पसूत्र एव भगवती आदिसूत्रो के आवार पर ज्ञात होता है कि ऋषभदत्त 
पहले तो वंदिक धर्मं का अनुयायी ही था, पर बाद में आ्रावक' बन गया । 
भगवान महावीर पहले दंवानन्दा की कुक्षी मे आये थे । इस दृष्टि से देवा- 
नन्‍्दा को माता एवं ऋपभदत्त को पिता कहा गया है । 

९३... गोयमा ! देवाणदा माहणी मम अम्मगा, अह ण देवाणदाए माहणीए 
अत्तए्‌ तेण पुव्व पुत्त सिणेह रागेण आगय--पण्हया जाव समूसविय 
रोमक्खा --भगवती श० ९ | उ० ई 

९४. विशेष विवरण के लिए दंखें (क) त्रिषष्टिशलाका० १०॥८।१०-१८ 
(ख) तीर्थंकर महावीर भा० १ पृ० १०३ (ग) महावीर चरिय (ग्रुणचन्द्र) 
पत्र २०९-२ 


व्यक्तित्व दर्शन ९९ 


इस प्रकार आगम साहित्य मे गौतम की जिज्ञासाओं की अनेक घटनाएँ 
विभिन्न प्रसगो के साथ जुडी हुई हैं। गौतम के प्रशनो की उत्थानिका मे भी किसी न 
किसी सूक्ष्म घटना का उल्लेख भात्ता है । गौतम देखते हैं, सुनते हैं और फिर तत्काल 
भगवान के पास जाकर उसकी जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं | ' 


भारतीय वाह मय मे गौतम की जोडी का जिज्ञासा प्रधान व्यक्तित्व मिलना 
कठिन हो नही, प्राय असंम्भव है | गौतम के प्रदनो और जिज्ञासाओं ने तीर्थंकर महा- 
वीर के चिन्तन एवं दर्शन को वाह; मय का रूप दिया है। गम्भीर से गम्भीर एवं 
सरल से सरल सभी प्रकार के प्रग्न गौतम ने उपस्थित किए हैं, उनके मुल तक पहुँचे 
हैं और उतर पर भगवान महावीर के समीचीन समाधान प्राप्त कर ज॑न साहित्य के 
अध्येता के लिए एक व्यवस्थित मार्ग प्रस्तुत किया है | ज॑नसाहित्य गौतम का चिर- 
ऋणी रहेगा, वल्कि गौतम के नाम से वह सदा प्रकाशमान भी रहेगा । जिस प्रकार 
कि सस्क्ृत साहित्य कालिदास के नाम से, हिन्दी साहित्य तुलसी एवं सूर के नाम से, 
अग्न॑ जी साहित्य शेक्सपियर के नाम से और रूसी साहित्य गोर्की के नाम से आज भी 
अपने को गौरवान्वित समभते हैं, वही नही, वल्कि उससे भी अधिक गौरव ज॑न श्र्‌त 
साहित्य को गणघर इन्द्र भूति गौतम के नाम से हैं | 
वौद्ध पिटको में अनेक स्थानों पर आनन्द द्वारा प्रश्न उपस्थित किए गए हैं 
मभौर तथागत ने उनका समाधान किया है । पर परिमाण एवं विषय वस्तु की दृष्टि 
से वे वहुत ही अल्प है, गौतम-महावीर के प्रश्नों की तुलना मे बहुत ही 
नगण्य ! अन्य ग्रन्थो मे तो इस प्रकार की शैली का दर्शान भी अत्यल्प मात्रा में 
होता है । 


गोतम का जींवन दर्शन 

् 
गणधर गौतम के छद्मस्थ जीवन की एतद्‌ प्रकार की सैकडो घटनाएँ जैन 
आगमो मे संग्रुम्फित हुई है---जिनमे उनके वहुमुखी सावभीमिक व्यक्तित्व के अनेक 
आन्तरिक गुण उजागर हुए हैं। उनके जीवन मे ज्ञान और क्रिया के दोनो पक्ष सुहृढ 
एवं सवल रहे है, दोनो की समुज्ज्वलता चरम कोटि की है । ज्ञान के साथ विनम्नता, 


६५. दंखिए पुदुगल प॑रिन्राजक की चर्चा, तु गिया नगरी के लोगो का प्रइनोत्तर 
आदि---भगवत्ी ११॥१२, २।५ 


१०० इन्द्र भूति गौतम 


सत्योन्मुखी जिज्ञासा, नया ग्रहण करने की उत्कट अभिलापा है तो क्रिया के साथ 
उदग्रता, सरलता निरहकारिता, भक्ति एव हृदय की उदारता का भी अद्भुत सम्मिश्रण 
उनके जीवन दर्शन मे प्राप्त होता है । 


गोतस की सराग-उपासना 
्् 


गौतम ने पचास वर्ष की आयु मे दीक्षा ग्रहण की ।** जिस दिन भगवान 
महावीर को कंवल्य हुआ उसके दूसरे दिन ही उनकी प्रत्नज्या हुई और भगवान महा- 
वीर की विद्यमानता मे उन्हे केवल ज्ञान नही हुआ। यद्यपि उनकी साधना परम 
उज्ज्वल एवं उत्कट थी, उनकी क्रिया श्रमणसघ के लिए अनुकरणीय एवं आदंगें 
बताई गई हैं। धन्य अणगार जैसे तपस्वियो के वर्णन में भी गौतम स्वामी का 
उदाहरण दिया गया है ।*" उनके द्वारा दीक्षित संकडो हजारो थिष्य केवली हो 
गए । < फिर भी गौतम स्वामी को तीस वर्ष तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, यह एक 
आइचर्य की वात है । इसके कारणो की खोज मे सम्पूर्ण आगरम वाड मय सिर्फ एक 
ही उत्तर देता है गौर वह है गीतम का भगवान महावीर के प्रति स्नेह वच्चन ।* 
इतने वडे साघक, जो शरीर रहते हुए भी शरीरमुक्त स्थिति का अनुभव करते रहे, 
जिनके लिए स्थान-स्थान पर उच्छूढ घरीरे''०० विशेषणो का प्रयोग हुआ, वे अध्यात्म 
की उच्चतम भूमिका पर पहुँचे हुए अध्यात्म योगी भगवान महावीर के श्रति स्नेह वन्चन 
के कारण वीतराग स्थिति नहो प्राप्त कर सके यह आइचयंकारी वात होते हुए भी 
जन दृष्टि के 'समत्वयोग” की निष्पक्ष उद्धोषणा भी है। जो साघक अपने देह की 
ममता से मुक्त है, किन्तु अपने भगवान के प्रति यदि अनुराग रखता है, तो भले ही 
यह उसका भगवद्‌ अनुराग हो, किन्तु आखिर वह भी वन्चन है, भगवदनु राग भी उसकी 
वी तरागताका वाघक है, क्यो न हो, जिस घर्मं का आराध्य भगवान स्वय बीतराग है, 
वह अपने भक्तो को भी सराग-उयासना से भक्ति का वरदान कैसे दे सकता है ” जन 





६६. आवश्यक नियुक्ति 
९७- ओऔपपातिक सूत्र (धन्य अणगरार वर्णन) 
९८. (क) कल्पसृत्रार्थ प्रवोधिनी पृ० १६९-१७१ 
(ख) कल्पसूत्र वालावबोध पृ० २६० 
६६. भगवतीसूत्र १४७ 
१०० भगवती सूत्र ११. उवासग दशा १।, ओपपातिकसूत्र 


व्यक्तित्व दर्शन १०१ 


दर्शन को आध्यात्मिक दृष्टि ने 'राग' को स्पष्टत, ही वन्धन स्वीकार किया है ।**! 
फिर भले ही वह प्रजस्त (शुभ) हो या अप्रशस्त । हा, प्रशस्त राग, राग की ऊध्वंद्ा 
हैं, वह भले ही जीवन मे काम्य न हो, पर अप्रशस्त की भाति त्याज्य भी नहीं है, 
अत. उसे पुण्य रूप अवश्य माना गया है ।'* किन्तु आत्म साधक के लिए वह पुण्य 
भी वन्धन है, चाहे सोने की बेडी के रूप मे ही हो, अतः वह त्याज ही है।7“3 


गौतम के अन्त.करण मे प्रभु महावीर के प्रति जन्म-जन्मान्तर-स हिलष्ट- 
अनुराग था। वही उन्हे वीतराग वनने से रोक रहा था। भगवती सूत्र” में स्वय 
भगवान ने उस अनुराग का वर्णन किया है और ग्रौतम को सम्बोधित करके कहा 
हैं--बुच्छिदसिणेहमप्पणो---'* अपने स्नेह बन्चत को यो तोड डाल, ज॑से शरद 
ऋतु के कमल दल को हाथ के झटके से तोड दिया जाता है । 


प्रभु का उपदेश, उद्वोधन प्राप्त करके भी गौतम इस सूक्ष्म राय को नही 
तोड सके और इसी कारण वीतराग-दश्षा प्राप्त नही कर सके | 


पावा में श्रंतिम वर्षावास 
७ 
भगवान महावीर ने अपना अतिम वर्षावास पावा' (अपापापुरी) मे किया । 
वहाँ हस्तिपाल राजा था। उसकी रज्जुकशाला (लेख शाला) मे भगवान स्थिरवास 


रहे । 


कातिक अमावस्या का दिन निकट आया, अतिम देशना के लिए समवसरण 
की विशेष रचना की गई। शक्त ने खडे होकर भगवान की स्तुति की, फिर हस्तिपाल 


१०१. _ (क) दुविहे वन्धे--पेज्जवन्धे चेव दोसवन्बे चेव-स्थानाग---२।४ 
(ख) रागो य दोसो वि य कम्मबीयं---उत्त ० ३२७ 
(ग) समयसार २६५ 


१०२ पंचास्तिकाय १३५ 
१०३. वही, गा० १४२, 
१०४, शतक १४७ 

१०५, उत्तराध्ययन १०॥२८ 


१०६. 'पावा' के सम्बन्ध मे विशेष जानकारी के लिए देखें-आगम और चिपिठक एक 
अनुशीलन (मुनि नगराज जी डी० लिटू ०) पृ० ५४ 


१०२ इन्द्रभूति गौतम 


राजा ने भगवान की स्तुति की । भगवान ने सोलह प्रहर की देशना दी ।/” उस दिन 
भगवान छट्ठ भक्त से उपोसित थे ।' देशना के परचात्‌ अनेक प्रकार की प्रइन चर्चाएं' 
हुई। राजा पृण्यपाल ने अपने आठ स्वप्नो का फल पूछा, उत्तर सुनकर वह ससार से 
विरक्त हुआ । ** फिर गणघर गौतम ने पाँचवें आरे के सम्बन्ध में प्रश्न किये-- 
“भते | आपके परिनिर्वाण के पदचात्‌ पाँचवा आरा कव लगेगा ?* 


भगवान ने उत्तर दिया--'त्ीन वर्ष साढ़े आठ मास बीतने पर ।” आगामी 
उत्सपिणी में होने वाले तीर्थकर, वासुदेव, वलदेव, कुलकर आदि का भी सामान्य 
फरिचय गौतम के उत्तर मे भगवान ने दिया । तदनन्तर गणघर सुधर्मा ने प्रदत किया 
और उनका भी उत्तर भगवान ने दिया । 


देवराज इन्द्र ने भगवान के परिनिर्वाण का अंतिम समय निकट आया देखकर 
अश्र्‌ पूरित नयनो से प्रभु से प्रा्थना की--भगवन्‌ ! आपके जन्मनक्षत्र (हस्तोत्तरा) मे 
भस्मग्रह सक्रमण कर रहा है, उसका दुष्प्रभाव दो हजार वर्ष तक आपके धर्मंसंघ पर 
रहेगा, अत आप कुछ काल के लिए अपने आयुष्य की वृद्धि करें ।” 


देवराज के उत्तर मे भगवान ने कहा--शक्त । आयुष्य कभी वढाया नहीं जा 
सकता ।”!११ 


गोतस को कंवल्य 
के 


उसीदिन भगवान ने देखा--आज मेरा निर्वाण होने वाला है, मुझ 
पर गौतम का अत्यत अनुराग है, इसी अनुराग के कारण मृत्यु के समय वह 
अधिक शोक विह्नल न हो, और दूर रहकर अनुराग के बंधन को तोड सके अत' 
देवशर्मा नामक ब्राह्मण को प्रतिबोध देने के लिए अन्यत्न भेज दिया। “भज्ञा ग्रुरूणा 
ह्यविचारणीया” गुरूजनो की आज्ञा शिष्य को अविचारणीय एव अतर्कंणीय होती है । 
गौतम ने प्रभु का जादेश शिरोधाय किया और देवशर्मा को प्रतिबोध देने चल पड़े । 


१०७. सौभाग्य पचम्यादि पर्व कथा सम्रह पत्र १०० 
१०८. कल्पसूत्र सूत्र १४७, महावीर चरिय (नेमिचन्द्र) पत्र ९९ 
१०९. विस्तार के लिए देखिए---तीर्थंकर महावीर भा० २ पृ० २९५ (विजयेन्द्र सूरि) 
११०. स्वाम्यूचे शक्र ! केनापि नायु सन्धीयते क्वचित्‌ । 
--कल्पसूत्र, कल्पार्थ प्रवोधिनी पत्र १२१ 


व्यक्तित्व दर्शन १०३ 


रात्रि में भगवान का परिनिर्वाण हो गया । गौतम स्वामी को जब इसकी 
खबर लगी तो वे एकदम मोह-विह्लल हो गये । उनके हृदय पर वज्ञाघात-सा लगा | 
वे मोहंदशा में-“भत्ते ! भते !” पुकार उठे । भगवान को उलाहना देते हुए कहने लगे 
“प्रभु । आपने यह क्या घोखा किया ? जीवन भर छाया की भाँति मैं आपकी सेवा में 
रहा, और आज अपने अंतिम समय में आपने मुझे दूर कर दिया ? क्या में बालक 
की तरह आपका अचल पकड कर मोक्ष जाने से रोकता था ? क्या मेरे स्नेह में कोई 
क्त्रिमता थी ? यदि मैं भी आपके साथ चलता तो सिद्ध शिला पर कौन सी सकीणंता 
हो जाती ? क्‍या शिष्य भी गुरू के लिए भार स्वरूप वन जाता ? प्रभो ! अव मैं 
किसके चरणों भे प्रणाम करूँगा ? कौन भेरे मन के प्रइनों का समाधान करेगा ? किसे 
मैं भन्‍्ते | कहूँगा, और कौन मुझे--गोयमा” कह कर पुकारेगा ?”/! 


कुछ क्षण इस प्रक।र की भाव विह्वलता में बहने के पश्चात्‌ इन्द्रभूति ने अपने 
आपको सभाला । उस तत्वज्ञानी महान्‌ साधक ने अपने मन के घोडे को घेरा । और 
विचार करने लगे--“अरे | यह मेरा मोह कंसा ? वीतराग के साथ स्नेह कैसा ? 
भगवान तो वीतराग है, मैं व्यर्थ ही उनके राग मे फेंसा हुआ हूँ । वे तो राग मुक्त 
होकर मोक्ष पघार गये ! अब मुझे भी राग छोडना चाहिए ! मुझे अपनी आत्मा का 
ध्यान करता चाहिए, वही एक मेरा परम साथी है, वाकी सब वधन हैं, पर हैं।” इस 
प्रकार आत्म-चितन की उच्चतम दशा पर आरोहण करते हुए इन्द्रभूति ने अपने राग 
को क्षीण किया और उसी रात्रि के उत्तरार्घ मे केवल ज्ञान प्राप्त किया ।१४१ 


१११. भगवान महावीर के निर्वाण पर जिस प्रकार की मोहदशा गौतम को प्राप्त 
हुईं, लगभग उसी प्रकार की मोहददशा एवं रुदन आदि की स्थिति तथागत 
के निर्वाण पर आनन्द की हुई । आनन्द ने जब तथागत का निर्वाण निकट 
आया सुना तो विहार मे जाकर खू टी पकड कर रोने लगे--/हाय ! भेरे 
गास्ता का परिनिर्वाण हो रहा है !” जब वुद्ध को भिक्षुओ से ज्ञात हुआ कि 
आनन्द रुदन कर रहा है तो उन्होने वुला कर कहा--“आनन्द ! शोक मत 
करो ! रुदन मत करो ! सभी प्रियो का वियोग अवश्यभावी है। आनन्द ! 
तूने चिरकाल तक तथागत की सेवा की है, तू कृतपुण्य है । निर्वाण साधन 
मे लग ! शीघ्र अनाश्रव हो !” 

“एदीघनिकाय (आगम और त्रिपिटक एक अनुशीलन, पृ० ३८७) 


११२. कल्पसूत्र, कल्पाथंवोधिनी, पत्र ११४ 


१०४ इन्द्रभूति गौतम 


भगवान महावीर के निर्वाण के पच्चात्‌ संघ के नेता का प्रश्न आया | गण- 
घर गौतम भगवान महावीर के संघ मे सबसे ज्येप्ठ थे । ज्ञान-एवं तप साधना में भी 
अद्वितीय थे । वरीयता और ज्येष्ठता की दृष्टि से संघ का नेतृत्व गौतम के हाथो 
में आता, किंतु गौतम उसी रात्रि को सर्वज्ञ हो गए थे, अत प्रइन यह आया कि 
सर्वज्ञ की परम्परा चलाने के लिए, उनकी वाणी को उन्हीं के नाम से परम्परित करने 
के लिए सर्वज्ञ का उत्तराबिकारी छद॒मस्थ होना चाहिए न कि सर्वज्ञ ! इस हृष्टि से 
भगवान महावीर के उत्तराधिकारी गणधर सुधर्मा हुए । 


गौतम केवल ज्ञान प्राप्त करके वारह वर्ष तक पृथ्वी पर विचरते रहे, उपदेग 
करते रहे । गौतम के द्वादशवर्षीय सर्वज्ञ जीवन का विशेष विवरण आज उपलब्ध नहीं 
हैं । केवल इतना ही उल्लेख मिलता है कि वे अन्तिम समय में राजगृह में एक मास 
का अनशन करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए । 


खण्ड 5: श 


प्रस्सिवाद [ प्रश्व एवं संवाद | 





दर्शन का मूल जिज्ञासा ० 
गौतम की प्रश्न शैली ७ 
प्रश्तो का वर्गीकरण ७ 


९--अध्यात्स विषयक प्रश्न 


सामायिक में भाड अभाड ७ 
श्रात्मा का गुरुत्व लघृत्व ७ 
लघृता प्रशस्त है ? ७ 

कपषाय का श्राधार क्या है ७ 
उपासना का फल ? ७ 

जान और क्रिया ? ७ 

शील और श्र्‌त १ ७ 

दीर्घायुप्प का कारण ? ७ 

दु खी-सुखी क्यो ? ७ 

सिद्ध स्वरूप ?७ 

श्रमणा केगीकुमार और गौतम ७ 
उदक पेढाल पुत्र और गौतम ७ 
विकास और ह्वास का कारण ७ 
उत्थान और पतन का रहस्य ७० 


२--कर्मफल घधिषयक प्रएन 


प्रदेशी राजा ७ 
मृगापुत्र ७ 
सुचवाहु कुमार ७ 


३- लोक विषयक प्रश्न 


लोक एवं जीव ७ 

परमाणु शाश्वत अ्शाश्वत ७ 
ग्रस्तित्व-नास्तित्व ७ 

देवासुर सग्राम ० 

देवासुर विरोध का कारण ७ 

देवो के भेद ७ 

क्या देवता अलोक में हाथ फैला सकता है ? ७ 
गुड मे कितने रस ? ७ 

माता पिता के अंग ७ 


४--स्फुट विषयक प्रश्न 


उनन्‍्माद ७ 

उपधि ७ 

राजगृह क्या है ? ७ 
लवण समुद्र का पानी ७ 
मेघ स्त्री है या पानी ? ० 
घोडे का शब्द ७ 

जुम्भक देव ७ 

तीर्थ और तीर्थंकर ७ 
दर्शन कितने ? ७ 


परिसंवाद 


दर्शन का मूल जिज्ञासा 
फ्े 

गणवर गौतम की उदग्न जिज्ञासा क्षेत्ति का एक परिचय पिछले पृष्ठो पर दिया 

जा घुका है और उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ज॑न श्र्‌त साहित्य के निर्माण में 
अधिकाश एवं महत्वपूर्ण योग गौतम के इन्ही प्रश्नो का है । हो सकता है उत्तरकाल 
में यह ग्रन्थ-प्रणणन की एक शैली वन गई हो, जिसके प्रारम्भ मे गौतम की जिज्ञासा 
उपस्थित करके उस पर भगवान द्वारा उत्तर दिलाया जाय । पर किसी भी शैली का 
निर्माण तभी होता है जब उसकी परम्परा मे कोई स्थायीप्रभाव एवं असामान्य 
आकपंण रहा हो, नई शंली का जन्म अपने आप में किसी परम्परा एवं धारणा के 
आकपंक प्रभाव का इतिहास होता है । गौतम के प्रश्न एवं उत्तर की शैली वस्तुत 
एक रोचक एवं हृदयग्राही शैली रही है । आगमो के ऐतिहासिक अवलोकन से यह 
भी तो स्वत सिद्ध है कि वहुत से सवाद गौतम और महावीर की जीवन घटनाओ 
के साथ जुड़े हैं, अत उनकी ऐतिहासिकता मे भी सशय नही किया जा सकता । फिर 
आगमो मे गौतम की मन स्थिति को जताने वाली एक शब्दावली बार-बार आती 
है ' जाय सड्ढे, जायससए, जायकोउहल्ले ।”" गौतम के मत मे अमुक तथ्य को 


१. (क) भगवती ११ 
(ख) भौपपातिक 
(ग) उवासग दशा १ 
(घ) विपाक १ आदि 


१०८ हण्टजत भी मे 


जानने की लदा-इरग पंदा (६, सथय रत, बीसहड एज, छोड़ ये झूम पर थायि 
बढ़े । इसमे स्पप्ट पस्लिद्ञित झोतो है मिमौगम को सिम माठया गे 
तत्व थे जो संपूर्ण दर्गन घारत वी उताति की बहाली 4 शा "दव ४हैं है । 


दर्शन शास्ष के इसिशास में लीग दर्शव भुग्य माने गे) गसानी दर्मन, 
पश्चिमी दर्शन एवं भारतीय दर्शन । यूनानी दघन या प्रसतेक देग्स्टीडद सोया छझोगा 
है, उसका कथन है-+दर्घग का जन्‍्मभ साइगंप में 7344' इसी शा गो पश्टों से 
उद्धुत किया है। पश्चिम के प्रमुंस दाघ निता अैबा्, झट, ह_गंत यदि ही दर्शास 
शास्त्र का उदभावक तत्व 'संशग गाता है । भारतीय दशाय बत जन्म जि/णगा' मे 
हुआ यह अनेक दर्शनों के प्रथम ददां न सुक्री से ही स्वा्ट हो जाता है । उपनिर्शयों मे 
तो इस प्रकार की अनेक कथाएँ संग्रहित है शिनके मंतर में थी दिशया सता मुलरिगि 
हो रहा हैं। नारद रानता मार के पास ताबार यही प्रार्चना सण०्ते 7 दररीरि लगाम 
मु्से सिखाइये, आत्मा कया है गर झताइए । कंठोपनिएद को बस एवं सजियता का 
संवाद तो दर्शन घास्त्र शा मत्रत्यपूर्ण सथाद माना जाता है । बालक सनिक्रैता 
यम के द्वार पर पहुंच कर जब बहता ऐ---/जिसके प्रिय मे राब मनुष्य बिविकित्सा 
कर रहे हैँ वह तत्व क्‍या है ? मुले बताइप्रे २? यम उसे गेइय्य सु, भोग सर प्रजेभन 
देकर इस प्रइदत को टालना चाहता /, पर अटल जशिज्नास घालया ननिछ्ाा इदसा के 
साथ कहता है--मुझ्ते यद घन बेन उुछ नहीं चाहिए, मु तो भेरें प्रध्भ वा 
समाधान (वर जो मागा है) चाहिए, बस मुझे यही यवथेप्ट है ।"* 


दर्शन शास्त्र के इतिहास के लेयकों ने अहंत महावीर एवं तथागत बुद्ध को 
प्रश्नज्या एव कठोर साधना का मूल भी इसी आत्मजिज्ञास्ता मे । फे अहमसि ? 


२. फिलॉसफो विगिस इन वडर (?॥050फा॥ ए८ए॥5 का 'शा0८) 
३२... दर्शन का प्रयोजन पृष्ठ २९ (डा० भगवानदास) 
४... (क) अथातो घधमंजिज्ञासा--वंशेषिक दर्शन १ 
(ख़) दु ख त्रयाभिघाताजू जिज्ञासा--सास्यकारिका १ (ईश्वरकृष्ण) 
(ग) अथातो धर्म जिज्ञासा--मीसासा सूत्र १ (जैमिती) 
(घ) अथातो ब्रह्म जिज्ञासा--म्रह्मसूत्र १।१ 
५. छादोग्य उपनिपद्‌ अ० ७ 
६.  वरस्तु मे वरणीय एव--कठोपनिषद्‌ । 


परिसवाद १०६ 


हि." 


के वा इओ चुओ इह पेच्चा भविस्सामि ?" में कौन था, मेरा क्‍या स्वरूप है, यहाँ से 
भागे कहाँ जाऊँगा--ये विकट प्रश्न साधक को आत्मशोध की ओर उन्म्रुख करते 
हैं और जब तक वह इनका समाधान नही पा लेता, त्व तक उसे चैत नहीं पडता | 
तथागत वुद्ध तो स्पष्ट प्रतिज्ञा करते हैं कि “जब तक में जन्म मरण के किनारे का 
पता नही पा लूंगा तव तक कपिलवस्तु मे प्रवेश नही करूँगा । 


इस प्रकार आइचर्य, जिज्ञासा, संशय, कुतूहल ये सब मनुष्य को दर्शात की ओर 
उन्मुख करते रहे हैं । ठेठ वंदिक काल” से लेकर पश्चिमी दर्शन के उद्भव तक यही 
'इटेलेक्चुअल क्युन्यासिटी! (्राथरीव्ण॑पश्क ०००59) “बौद्धिक कौतुहल' मनुष्य 
को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र मे निरंतर भागे से आगे बढाता आया है। 


गोतस की प्रश्न शैली 
छ 


गणघर गौतम के मन्र मे बौद्धिक कुतुृहल' वहुत उत्कट रूप मे प्रदर्शित होता 
है, वह सिर्फ आत्मा एवं परमात्मा के सम्बन्ध में ही नही, किन्तु दृश्य जगत्‌ के प्रत्येक 
पदार्थ के सम्बन्ध में सचेतन है, कोई भी घटना, विपय या प्रसंग जब उनके सामने 
भाता है तो वे उस विषय मे जानने की इच्छा करते है, उसके विविध पक्षों पर 
सहयात्मक चिंतन, अवलोकन करते है, उसको विविघता एवं विचित्रता के सबंध मे मन 
में कुतुृहुल होता है और उस “श्रद्धा' सशय एवं कुतृहल से प्रेरित होकर अपने धर्मोप- 
देष्टा प्रभु के चरणों में उपस्थित होकर विनय पूर्वक प्रइन करते है । 


गौतम के प्रश्नोत्थान की शली भी वडी सुन्दर एवं विनयपूर्ण है । उनके मन 
मे जब कोई सशय या जिज्ञासा उपस्थित होती है तो वे चलकर जहाँ भगवान 





आचाराग १॥१।१।१ 
८. जनन-मरणयोरहष्टपार न पुनरहं कपिलाह्नय प्रवेष्टा । 


--वुद्धचरित (अश्वघोप) 
९. ऋणगवेद कालीन ऋषि रात्रि मे तारो को देखकर कहता है--ये तारे रात्रि मे 
दीख पदते हैं, वे दिन मे कहाँ चले जाते है, यह मेरी समझ के परे है (ऋगवेद 
म १ सू० २२) इस जगव का आरम्भ किसने किया ? वह कौन था ? कैसा 
था आदि प्रइत भी उसे विकल करते प्रतीत होते हैं (यजुर्वेंद अ० २३) देखे 
दर्शन का प्रयोजन पृष्ठ २६ 


११० इन्द्रभूति गौतम 


महावीर विराजमान हैं वहाँ आते है, उन्हे विनयपूरवक वन्दन करते हैं, प्रभु के ज्ञान की 
स्तुति करते हैं और फिर अपनी शंका प्रस्तुत करते हुए पूछते है---कहमेय भते-- 
कथमेत_ भदन्‍्त--भगवन ! यह बात कंसे है? कभी-कभी वे उत्तर की गहराई में जाकर 
पुत॒ प्रति प्रश्न भी करते हैं--केणट्ठ ण॑ भंते । ऐसा किस लिए कहा जांता है ? वे हेतु 
तक जाकर तक॑ शैली से उसका समाधान पाना चाहते है ।*९ 


गौतम के प्रश्न की यह शैली तक पूर्ण एवं वैज्ञानिक प्रतीत होती है । विज्ञान 
भी 'कथम्‌---हाउ (प्लर०छ) और “कस्मात्‌' केन --हछाई (क्यो, किस कारण) (५४४) 
इन्ही दो तकंसूत्रों को पकड कर वस्तुस्थिति की गहराई मे उतरता है, और 
अन्वी क्षण-परीक्षण करके रहस्यो का ज्ञान प्राप्त करता है | गौतम भी प्राय इन्ही 
दो सूत्रों के आधार पर अपनी जिज्ञासाओ को प्रस्तुत करते हैं । 


गौतम की जिज्ञासा में एक विशेषता और है । वे केवल प्रश्न के लिए प्रश्न 
नहीं करते हैं, किन्तु समाधान के लिए प्रश्न करते है । उनकी जिज्ञासा में सत्य की 
वुभुक्षा है, उनके सशय मे समाधान की गूंज है, उनके कौतुहल मे विश्व वेचित्र्य को 
समभेने की त्तडफ है । 


सत्योन्मुखता उनके प्रत्येक शब्द से जसे टपकती है। यही कारण है कि 
भगवान महावीर अपना अमूल्य समय देकर भी गौतम के प्रश्नों का समाधान करते 
है । और गौतम भी अपनी जिज्ञासा का समाधान पाकर कृत-कृत्य होकर भगवान के 
चरणों मे पुन विनयपूर्वक कह उठते हैं--सेव भन्‍्ते ! सेवं भन्‍्ते ! तहसेय॑ भन्‍्ते ! 
प्रभु ! जेसा आपने कहा, वह ठीक है, वह सत्य है, में उस पर श्रद्धा एवं विश्वास 
करता हूँ ।” प्रभु के उत्तर पर श्रद्धा को यह अनुगूज वास्तव मे ही प्रश्नोत्तर की एक 
आदशं पद्धति है । इससे न केवल प्रइनकर्ता के समाधान की स्वीकृति होती है, किन्तु 


उत्तरदाता के प्रति कृतज्ञता एवं श्रद्धा का भाव भी व्यक्त होता है, जो कि मत्यन्त 
आवश्यक है । 


प्रश्नों का वर्गोकरण 
छ 


गौतम के प्रइन, चर्चा एवं सवादो का विवरण इतना विस्तृत है कि उसका 
वर्गोकरण करना बहुत ही कठिन है । भगवती, औपपातिक, प्रज्ञापना, सूर्य प्रज्ञप्ति, 


१०... गौतम का कुतूहल कभी-कभी उसी रूप मे व्यक्त होता है जैसा पूर्वोक्त ऋग्‌वेद 
एवं यजुर्वेद के ऋषियों के मन में उठता है। 


परिसंवाद १९११ 


विपाक, रायपसेणी आदि आगमो में इतने विविध विषयक प्रइन हैं कि उनकी विस्तृत 
सूची तैयार की जाये तो संभवत. एक स्वतंत्र ग्रन्थ का निर्माण हो जाये । मेरे मन में 
यह भी परिकल्पना है कि आगमों में जहाँ जहाँ भी गौतम के नाम से प्रश्नोत्तर बाये 
है उनकी एक सूची और साथ हो ससंदर्भ एक स्वतंत्र ग्रंथ तैयार किया जाये । इस 
लघु पुस्तक मे यह सभव नही है । फिर भी सक्षेप में गौतम के प्रश्नों को चार वर्गों मे 
बांदा जा सकता है--- 

१. अध्यात्म विषयक 

२. कर्म-फल विषयक 

३. लोक विपयक 

४. स्फुट विषयक 


प्रथम वर्ग में वे प्रघनन गिने जा सकते हैं जिनमे गौतम ने भगवान से आत्मा"! 
उसकी स्थिति, शाइवत-अज्ञाशवत”' जीव, सामायिक' कर्म, कषाय, लेशया'" 
ज्ञान का फल'', मोक्ष, सिद्ध स्वरूप” आदि विपयो पर प्रइन किये हैं । इनमे वे सवाद 
भी सम्मिलित किये जा सकते हैं जो गौतम ने अपने अन्य विशिष्ट जिज्ञासुओ एवं 
साधको के साथ किये हैं, ज॑ंसे उदक पेढाल<, केश्ीकुमार श्रमण'* आदि । 


द्वितीय वर्ग मे उन प्रइनो का समावेश किया जा सकता है, जो किसी व्यक्ति 
विशेष को सूखी देखकर उसके पूर्व जन्मोपाजित शुभ कार्यों के विपय में पूछना। जैसे--- 
सुबाहु कुमार, मृगापुत्र ”" आदि | तथा किसी को ऋद्धि समुद्धि देखकर उसके पूर्व॑ 
जीवन के विषय में पूछना, ज॑से--सुर्याभदेव के पूर्व जीव प्रदेशी राजा का वर्णन ।*' 





११, शाता सूत्र 

१२. भगवती 

१३. भगवती 

१४. भ्रज्ञापना 

१५. प़जन्ञापना 

१६. भगवती 

१७. ओऔपपातिक (सिद्ध वर्णन) 
१८. सूत्र कृताग 

१९. उत्तराष्ययन 

२०. विपाक सूत्र 


२१. रायपसेणी सूत्र 


3425 इन्द्रभूति गौतम 


तृतीय वर्ग में वहुत से प्रश्न आ सकते है, जैसे---भगवती के लोक स्थिति 
परमाणु, देव-वरक पृथ्वीकाय, वनस्पतिकाय, आदि, प्रज्ञापता के जीव, अजीव, भाषा, 
जरीर विपयो के एव जदवृद्वीप प्रज्प्ति के जंवृद्वीप विषयक, सूर्य प्रज्ञप्ति चद्र प्रशञप्ति 
में सूयं चन्द्र की गतिविषयक प्रइन । इन प्रइनो का विस्तार काफी किया जा 
सकता है । 


चौथे वर्ग में अन्य स्फुट प्रशनो का समावेश हो जाता है, जो समय-समय पर 
किसी अन्यती्थिक के प्रइन पर, विनलक्षण घटना के देखने पर या वंसे ही सहजतया गौतम 
के मन में उठे हैं और भगवान ने जिनका समाधान दिया है । 


हम अधिक विस्तार मे न जाकर क्रमश चारो वर्गों से सवधित कुछ प्रइन यहाँ 
आममो के हिन्दी भावानुवाद के साथ प्रस्तुत करते है। 


अ्रध्यात्म विषयक प्रश्न 


निििशमिशमिलिकक नमक मिशन लिशशशिकी निकनअ नि कभ नम लक भटक जनक अल 3 कब नम ॒ए(ॉईााइाा३ मरा 


सामायिक मे भांड-अ्रभांड 
के 
भगवान महावीर एक वार राजगुृह मे पधारे। वहाँ. गौतम स्वामी ने भगवान 
से पूछा--“भन्ते |! सामायिक ब्रत अगीकार करके वेंठे हुए श्रावक के भडोपकरण कोई 
पुरुष ले जावे और फिर सामायिक पूर्ण होने पर वह श्लवावक उन भडोपकरण की 
खोज करे तो क्या वह अपने भडोपकरण की खोज करता है या दूसरे के भडोप- 
करण की ? 
भगवान--गोौतम ! वह अपने भंडोपकरण की ही खोज करता है, अन्य के 
भडोपकरण की नही ? 


गौतम--भन्‍्ते ! शीलब्नत, गुणब्रत आदि प्रत्याख्यान एवं पौषधोपवास मे श्रावक 
के भाड क्या अभाड (स्वामित्वमुक्त) नही होते ? 


भगवान--गौतम ! वह अभाड हो जाते हैं । 


गौतम--भन्ते |! फिर ऐसा किस कारण से कहा जाता है कि वह अपना 
भाड खोजता है, अन्य का नही । 


भगवान--गौतम ! सामायिक करनेवाले श्रावक के मन में यह भावना होती 
है कि--यह स्वर्ण, हिरण्य, वस्त्र आदि द्रव्य मेरे नही हैं, (उनके साथ ममत्व भाव नही 
रखता) किन्तु सामायिक ब्रत पूर्ण होने के वाद वह ममत्व भाव से युक्त हो जाता है, 


११४ इन्द्रभूति गौतम 


इसलिए गौतम ! कहा जाता है कि वह स्वकीय भाड की अनुगवेषणा करता है, पर- 
कीय भाड की नहीं ।** 


आत्मा का गुरुत्व लघुत्व 
छ 


गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा--भन्‍्ते ! यह जीव-आत्मा (अरूपी होने के 
कारण) भारीपन-पगुरुत्व कैसे प्राप्त करता है ? 


भगवान--गौतम ! प्राणातिपात मृपावाद यावत्‌ मिथ्यादर्शनशल्य आदि के 
सेवन से आत्मा ग्रुरुत्व प्राप्त करता है । 


गोतम--भन्‍्ते ! यह आत्मा लघुत्व कंसे प्राप्त करता है? 


भगवान--गौतम ! प्राणातिपात, मृषावाद यावत्‌ मिथ्याद्शनशल्य का 
निरोध करने से आत्मा लघुल् प्राप्त करता है। इसी प्रकार प्राणातिपातादि 
के सेवत से जीव ससार दीघे करता है, और उनके त्याग से ससतार को कम करता 


है । प३३ 


लघुता प्रशस्त है 
हा 
गौतम स्वामी ने पूछा--भते । श्रमण निग्न' थो के लिए क्‍या लघुता, अल्पेच्छा, 
अममत्व, अनासन्कि एवं अप्रतिवद्धता प्रशस्त हैं ? 


भगवान ने कहा--सौतम ! ये श्रमण निग्रन्यो के लिए प्रदस्त है" (इन गुणों 
को अपनाना चाहिए) । 


क्ृषाय का आधार क्‍या है ? 
कक 


गुपाबार गरौतमस्वासी ने भगवान से पूछा--भते | कपाय कितने प्रकार 


पा 


घी 


जता अओका अभतत >>... 


हट 


भगपयती सच झाय ८५ 


4) ९ 


जैक 


भगयती इसके १॥९% 


५१ 
न 


मगउऊ़गी शनपा १६ 


परिसंवांद ११५ 


भगवान ने कहा--“गौतम ! कषाय चार प्रकार के हैं । क्रोध, मान, माया 
और लोभ ।” 


गौतम--“भन्ते | क्रोध आदि कपायो की प्रतिष्ठा (आधार भूमि) क्‍या है २” 


भगवान-- गौतम । कपाय आत्म-प्रतिष्ठित (स्व-आाधार से) पर-प्रतिष्ठित, 
तदुभय प्रतिष्ठित एवं अप्रतिष्ठित (बिना किसी कारण के) यो चार प्रकार से कपाय 
की प्रतिष्ठा (आधार--कारण भूमि) है ।” 


गौतम--“भन्ते | क्रोध आदि की उत्पत्ति के कितने कारण हैं ?” 


भगवान--- गौतम | चार प्रकार से क्रोध आदि की उत्पत्ति होती है। क्षेत्र 
से, वस्तु से, शरीर से एव उपधि से ।”'* 


उपासना का फल 
७ 


एकवार भगवान महावीर कौशाम्बी से विहार करके राजगृह पघारे। 
गौतम स्वामी नगर में भिक्षा के लिये गए तो वहाँ उन्होंने एक चर्चा सुनी--तु गिका 
नगरी के बाहर उद्यान मे भगवान पाइ्व॑ंनाथ के शिष्य--स्थविर आये हैं। उनसे 
श्रावकों ने पूछा--सयम का फल क्‍या है ? तप का फल क्‍या है ? इस पर स्थविरों 


ने उत्तर दिया--सयम का फल है आश्षव रहित होना और तप का फल है कर्म का 
ताश । 


इस उत्तर पर कुछ गृहस्थो ने कहा---/सयम से देवलोक की प्राप्ति होती है, 
इसका तात्पये क्‍या है ?” 


स्थविरों ने उत्तर दिया---'सराग अवस्था में पाले गये सयम एवं सराग 
अवस्था भे आचरित संयम में अन्तर की आसक्ति के कारण वह मोक्ष के बदले देवत्व 
को प्राप्त करता है ।” 


इस प्रकार प्रश्नोत्तरो से गौतम स्वामी को बडा आइचर्य हुआ । वे भगवान 
महावीर के समीप आकर पूछने लगे---“भन्ते । उन पाइवरपित्य श्रमणो का यह उत्तर 


२५ प्रज्ञापना, पद १४ 


११६ इन्द्रभूति गौतम 


क्या सत्य है ? वे इस प्रकार का यथार्थ उत्तर देने मे समर्थ हैं ? क्या वे विधेष 
ज्ञानी हैं ?” 


भगवान ने कहा-- गौतम । उन स्थविर श्रमणों ने यथार्थ बात कही है। 
उन्होने अपनी बडाई के लिये नही, किन्तु सत्य तथ्य की दृष्टि से यह वात कही है, में 
भी यही वात कहता हूँ ।” 


गौतम ने पूछा--भन्ते | तथा प्रकार के श्षमण ब्राह्मणों की पयु पासना- 
सेवा करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है ?"” 

भगवान--सेवा से सद्शास्त्र का श्रवण मिलता है । 

गौतम---शास्त्र श्रवण का क्‍या फल है ? 

भगवान--ज्ञान । [पश्ञेय उपदेश का बोब) 

गौतम--ज्ञान का फल ? 

भगवान--विज्ञान | (आत्म बोब) 

गौतम--विज्ञान का फल ? 

भगवान--प्रत्याख्यान । (पाप-परिहार) 

गौतम--प्रत्याख्यान का फल ? 

भगवान--5प्रत्याख्यान का फल है संयम । 

गौतम--संयम का फल ? 

भगवान--आश्रव निरोध । (अनाश्रव) 


गौतम---अनाश्रव का फल ? 
भसगवान---तप । 


गौतम---तप का फल ? 

भगवान--कर्म मल की शुद्धि । 

गौतम--शुद्धि का फल ? ॥ 
मगवान---सव्व क्रियाओ से मुक्ति । (निष्करियता) 
गौतम--निष्कियता का फल ? 


परिसवाद ११७ 


भगवान--निष्क्रियता प्राप्त होने पर आत्मा को सिद्धि लाभ प्राप्त हो जाता 
है । 


ज्ञान और क्रिया 
के 
गौतमस्वामी ने पूछा--”भगवन्‌ ! कोई मनुष्य ऐसा ब्रत लेता है कि मैं 
आज से स्व प्राण, भूत, जीव एवं सत्वों की हिंसा का त्याग करता हूँ, तो उसका वह 
व्रत 'सुत्रत' कहलायेगा या दुब्र त! ? 


भगवान ने कहा--'गौतम ! वह ब्रत 'सुत्रत”' भी हो सकता है कोर 
दुन्र त' भी | 99 
गौतम---भगवन्‌ ! इसका क्या कारण है ?” 


भगवान--गौतम ! उक्त प्रकार का ब्रत लेने वाला व्यक्ति जीव, अजीव, त्रस- 
स्थावर के परिज्ञान से रहित है, तो उसका ब्रत, सुब्रत नही, किन्तु 'दुत्न|त” कहलायेगा। 
जीव-अजीव के ज्ञान से रहित व्यक्ति यदि कहे कि मैं हिसा का त्याग करता हूँ तो 
उसकी वह भाषा मिथ्या भाषा है, वह असत्यभाषी पुरुष मन-वचन कमंणा स्वय हिंसा 
करना, करवाना और उसका अनुमोदन करना इन तीनो प्रकार के सयम से रहित 
है, विरति से रहित है जऔर एकात हिंसा करने वाला अज्ञानी है ।” 


जिस पुरुष को जीव अजीव का ज्ञान है, वह यदि हिंसा न करने का व्रत लेता 
है तो उसका ब्रत सुन्नतः है। वह सर्व प्राण-भूत-सत्वो के प्रति सयत है, विरत है, 
सवर युक्त एकात अहिसक तथा ज्ञानी है ।* 


शील ओर श्र्‌ त 

फ् 
गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा--“कई इतर दशंन वाले कहते है, शील 
(आचार) ही श्रेय है, दूसरे कई कहते हैं--श्र्‌ त (ज्ञान) 4 य है, और एक तीसरे 
२६, सवरो नाणे विज्ञाणों पच्चक्खारे य सजमे | 
अणण्हवे तवे चेव वोदाणे अकिरिया सिद्धि ॥। 


--भगवती श० २९३।४५ 
२७, भगवती श० ७।३२ > 


न्‍ 


११८ इन्द्रभूति गौतम 


प्रकार के व्यक्ति कहते हैं--अन्योन्य निरपेक्ष शील और श्र्‌त श्र॑य है- भगवन्‌ ! 
इनमे किसका कथन योग्य है ? 


भगवान--गौतम | उन सभी का कथन मिथ्या है। (ऐकातिक होने से) 
ससार मे चार प्रकार के पुरुष हैं--- 

१. शील संपन्न हैं, किन्तु श्र्‌त सपन्‍न नही, 

२. श्रृत सपन्‍न हैं, किन्तु शील संपन्‍न नही, 

३ शील संपन्‍्त भी हैं और श्र्‌त संपन्न भी, 

४० शील सपन्‍न भी नही और श्र्‌ त संपन्‍न भी नही । 


प्रथम कोटि का पुरुष पाप से उपरत है, किन्तु ज्ञान से रहित है, वह अशत 
घर्मं का आराघक है । 


दूसरी कोटि का पुरुष--पाप से निद्ंत नही है, किन्तु ज्ञानवान है, वह भंग्त 
धर्म का विराघक है । 


तीसरी कोटि का पुरुष--पाप से निवृत्त भी है और ज्ञानी भी है, वह सम्पूण 
रूप से धर्म का आराधक है । 


चौथी कोटि का पुरुष--पाप से निवृत्त भी नही है और धमं ज्ञान से रहिंत 
भी है, वह पुरुष सम्पूर्ण रूप से धर्म का विराघक है । 


दीघयुष्य का कारख 
् 
गौतम ने पूछा--“भगवन्‌ | जीव किस कारण से अल्पकालिक आयुष्य 
बाघता है? 


भगवान---“गौतम | तीन कारण से--हिसा करने से, असत्य वचन बोलने 
से, श्रमण ब्राह्मण को सदोप आहार पानी देने से ।” 


गोतम---“भगवन्‌ ! जीव किस कारण से दीर्घायुष्य बाघने के निमित्त भरत 
कर्म बाँघता है ?” 





रू८घ., भगवती श० ८4 उ० १० 


परिसंवाद ११९ 


भगवान--गौतम ! तीन कारण से ! अहिंसा की साधना से, सत्य भाषण से, 
श्रमण-ब्राद्मण को निर्दोप शुद्ध आहार पानी देने से । 


दुःखी-सुखी क्‍यों ? 
कक 


गौतम ने पूछा---मगवन्‌ ! जीव दीर्घकाल तक दु ख पूर्वक जीने के निमित्त 
कर्म क्यो, व किस कारण करता है ? 


भगवन्‌--गौतम । हिसा करने से, असत्य बोलने से तथा श्रमण-ब्राह्मणो को 
ही लना, निंदा, अपमान आदि करके अमनोज्ञ आहार पानी देने से जीव दु खपूर्वक 
जीने योग्य अशुभ कर्म का बन करता है ।” 


गौतम--भगवन ! जीव सुखपूर्वक दीर्धकाल तक जीने योग्य कम॑ किस कारण 
से वाघता है ? 

भगवन्‌--गौतम ! हिसा-निवृत्ति से, असत्य निवृत्ति से तथा श्रमण-ब्राह्मणो 
की वंदना उपासना करके प्रियकारी आहार पानी का दान करने से जीव शुभ दीर्घायुष्य 
का वध करता है ।” 


सिद्ध स्वरूप 
छ 
गौतम स्वामी ने पूछा--भगवन्‌ ! सिद्ध भगवान को सादि (आदि सहित) 
अपयंवसित (अत रहित-पुनर्जन्म से मुक्त) किसलिए और क्यो कहा जाता है ? 
भगवान--गौतम ! जिस प्रकार अग्नि से जला देने पर बीज की प्रजनन शक्ति 
नष्ट हो जातो है, वह पुत्र अकुर रूप में उत्पन्न नहीं हो सकता। इसीप्रकार सिद्ध 
भगवान ने कर्म रूप वीजो को दग्व कर डाला है, अत जन्म के नये अकुर 


उत्पन्न नही हो सकते, इसकारण सिद्ध भगवान को सादि अपयंवसित कहा 
जाता है। 





२९, भगवती, श० ५ | उ० ६ 
३०. भगवती, श० ५ । उ० ६ 


१२० इन्द्रभूति गौतम 


गौतम--भगवन्‌ ' सिद्ध कहाँ जाके रुक जाते हैं, कहाँ जाके ठहरते हैं, शरीर 
कहाँ छोडते हैं, और कहाँ जाकर सिद्ध होते हैं ? 


भगवन्‌--'गौतम ! अलोक के कारण सिद्धो की गति रुक जाती है, लोकाग्र 
भाग पर ठहरते हैं, यहाँ (ससार मे) शरीर को छोडकर वहाँ, (सिद्धशिला) पर 
जाकर सिद्ध होते हैं ””!! 


श्रसण केशीकुमार और गोतम 


एकबार मिथिला से विहार करके भग्रवात महावीर हस्तिनापुर की ओर 
पधारे । गणधर गौतम अपने शिष्य समुदाय के साथ श्रावस्ती पघारे, और निकटवर्ती 
कोष्ठक उद्यान मे ठहरे । उसी नगर के बाह< एक ओर तिन्दुक उद्यान था, जिसमे 
पाश्वंसतानीय निम्न न्य श्रमण केशीकुमार अपने शिष्य समुदाय के साथ आकर ठहरे 
हुए थे । 


श्रमण केशी कुमार कुमारावस्था मे ही प्रव्नजित हो गये थे । वे ज्ञान व चारित्र 
के पारगामी तथा मति, श्रुत व अवधि--तीन ज्ञान से युक्त पदार्थों के स्वरूप के 
ज्ञाता थे 


उस समय गौतम व केशी कुमार के शिष्यो ने एक दूसरे को देखा, तब दोनो 
के शिष्य समुदाय मे कुछ शकाएं उत्पन्न हुई--हमारा धर्म कंसा और इनका धर्म 
कंसा ? हमारी आचार-धर्मं-प्रणिधि कैसी और इनकी कैसी ? महामुनि पाइरवनाथ ने 
चतुर्याम धर्म का उपदेश किया है और तीर्थंकर वर्धभान पाँच शिक्षारूप घर्म का 


३१. ओऔपपातिक ३ (सिद्ध वर्णन) 

३२. श्रमण केशीकुमार के सम्बन्ध में विद्वानो मे कुछ यह मत भेद है, कि ये केशी 
कुमार वे नही है जिन्होंने प्रदेशी राजा को प्रतिवबोघ दिया था, चूंकि राय 
पसेणिय मे उनके सम्वध मे कहा है---चउनाणोबगए--वे चारज्ञान के धारक 
थे, जवकि इन केणीकुमार के लिए-ओहिनाण सुए (उत्त० २३। २) श्र्‌ तज्ञान 
एवं अवधि ज्ञान से युक्त विशेषण आया है । 

विशेष चर्णन के लिए देखें--भगवान पादर्व॑ एक अनुशीलन 


(दिवेन्द्रमुनि) उत्तराष्ययत एक समीक्षात्मक अध्ययन (मुनि नथमल जी) 
पृ० ४0०० 


परिसंवाद  - १२१ 


उपदेश करते हैं। जब दोनो का लक्ष्य समान है तो, एक लक्ष्यवालो में यह भेद 
कैसा ? एक ने सचेलक धर्म का उपदेश दिया है और एक अचेलक भाव का उपदेश 
करते हैं ।” अपने शिष्यो की आशकाओ से प्रेरित होकर दोनो गौतम व केशीकुमार 
ने परस्पर मिलने का विचार किया | गौतम अपने शिष्य वर्ग के साथ तिन्दुक उद्यान 
मे आए, जहाँ कि श्रमण केशीकुमार ठहरे हुए थे | गणधर गौतम को अपने यहाँ 
आते हुए देखकर श्रमण केशीकुमार ने भक्ति-बहुमानपूर्वक उनका स्वागत किया । अपने 
द्वारा याचित पलाल, कुग, तृण भादि के आसन गौतम के सम्मुख प्रस्तुत किये । 
दोनो का मिलन देखने को अनेक कौतुहल प्रिय व्यक्ति भी उद्यान में उपस्थित हो 
गए थे। 


गौतम से अनुमति पाकर केणी कुमार ने चर्चा को आरम्भ किया-महाभाग ! 
वर्घमान स्वामी ने पाँच शिक्षा रूप धर्म का उपदेश किया है, जब कि महामुनि पादर्व॑- 
नाथ ने चतुर्याम धर्म का प्रतिपादन किया है । भेधाविन्‌ ! एक कार्य मे प्रवत्त होने 
वाले साधको के धर्म में विशेष भेद होने का क्या कारण है ? धर्मं मे अन्तर हो जाने 
पर क्या आपको सशय नही होता ?” 


गौतम ने गरभीरतापूर्वक उत्तर दिया-जिस धर्मं मे जीवादि तत्वों का निश्चय 
किया जाता है, उसके तत्व को प्रज्ञा ही देख सकती है। काल-स्वभाव से प्रथम तीर्थ- 
कर के मुनि ऋजु जड और चरमतीर्थकर के मुनि वक्रजड होते हैं, किन्तु मध्य-वर्ती 
तीर्थंकरों के मुनि ऋजुप्राज्ञ हैं। यही कारण है कि धममं के दो भेद कहे गए हैं । प्रथम 
तीर्थंकर के मुनियो का कल्प दुविशोध्य और चरम तीर्थंकर के मुनियो का कल्प दुरतु- 
पाल्य होता है, पर मध्यवर्ती तीर्थंकरों के मुनियों का कल्प सुविद्योध्य और सुपाल्य 
होता है ।” 


गौतम के उत्तर से श्रमण केशीकुमार को संतोष हुआ । वे बोले---“आपयुष्मन्‌ ! 
आपने मेरे एक प्रशइन का समाधान तो कर दिया, अव दूसरी जिज्ञासा को भो समाहित 
करें| वर्घमान स्वामी ने अचेलक धर्म का उपदेश दिया है और महामुनि पाइव॑नाथ 
ने सचेलक धर्म का, एक ही काये मे प्रवृत्त होने वालो मे यह अन्तर क्यो ? इसमे 
विशेष हेतु क्या है ? लिग--वेप मे इस प्रकार अन्तर हो जाने पर क्या आपके मन से 
विप्रत्यय उत्पन्न नही होता ?” 


गौतम ने घेय॑ पूर्वक सुना और वोले---“भगवन्‌ ! लोक मे प्रत्यय के 
लिये, वर्षादि ऋतुओ मे सयम्र की रक्षा के लिए, सयम यात्रा के निर्वाह के लिए, 


१२२ इन्द्रभूति गौतम - 


ज्ञानादि ग्रहण के लिए अथवा यह साधु है' इस पहचान के लिए जगत मे 
लिंग (चिन्ह) का प्रयोजन है । वस्तुत* दोनो हो तीर्थंकरो का सिद्धान्त 
यही है कि निर्चय में मोक्ष के सदभूत साधन तो ज्ञान, दर्शन और 
चारित्र ही हैं ।” 

केशीकुमार--“महाभाग | आप अनेक सहस्र शत्रुओ के बीच खडे हैं । वे शत्रु आपको 
जीतने के लिए आपकी ओर आ रहे हैं । आपने उन शत्रुओं को किस 
प्रकार जीता ?” 

गौतम--“जव मैंने एक शत्रु को जीत लिया, तो पाँच छात्रु जीत लिये गये । पाँच 
शत्रुओ के जीते जाने पर दस ! इसी प्रकार मैंने सहस्नो शत्र्‌ ओ को जीत 
लिया ।” 


केशीकुमा र--“वे शत्र, कौन हैं ?” 

गौतम--महामुने | वहिर्‌ भाव मे लीन आत्मा, चार कषाय व पाँच इन्द्रियाँ शत्र्‌ 
हैं। उन्हें जीत कर में कुशल पूवंक विचरता हूँ ।” 

श्रमण केशीकुमार वोले---“मुने | ससार मे अनेक जीव पाश-बद्ध देखे जाते हैं, किन्तु 
आप पाछन-समुक्त और लघुभूत होकर कंसे विचरते हैं ?” 

गौतम--- मुने | मैंने उद पाणों का सब तरह से छेदत कर डाला है, अब उन्हे विनष्ट 
क्र मुक्त-पाश और लघुभूत होकर विचरता हूँ ।” 

केशीकुमार--भन्ते ! वे पाहझ्य कौन से हैं ?” 


गौतम--भगवन्‌ | राग-ह्वंष और स्नेहरूप तीज पाश हैं, जो बडे भयंकर है । मैं इतका 
छेदन कर कुशलपूर्वक विचरता हूँ ।” 


केशीकुमार--गौतम ! अन्त करण की गहराई से समुद्‌ भूत लता, जिसका फल- 
परिणाम अत्यन्त विपमय है, उस लता को आपने किस प्रकार उखाड 
डाला ? 


गौतम---'मैंने उस लता को जड़मूल से उखाड कर छिन्न भिन्न कर फैंक दिया है, 
अत. मैं उन विपमय फलो के भक्षण से सर्वथा मुक्त हो गया हूँ ।” 


केशीकुमार--महामाग ! वह लता कौन-सी है ?” 


परिसंवाद १२३ 


गौतम--महामुने ! संसार मे तृष्णा रूप लता बहुत भयकर है और दारुण फल देने 
वाली है। उसका विधि पूर्वक उच्छेद कर मैं विचरता हूँ। 


केशीकुमा र---“'मेथाविन्‌ ! इस देह मे घोर तथा प्रचण्ड अग्नि प्रज्वलित हो रही है । 
वह सम्पूर्ण शरीर को भस्मसात्‌ करनेवाली है । आपने उसे केसे शान्त 
किया, कैसे बुकाया ?!! 


गौतम---तपस्विन्‌ ! महामेघ से प्रसूत पविन्न जल को ग्रहण कर मैं उस अग्नि को 
बुज्ञाता रहता है, अत वह जल-सिक्त अग्नि मुझे नही जलाती ।” 


केशीकुमार--महाभाग ! वह अगरिनि क्या है और जल कौनसा है ?” 


गौतम--श्रीमन्‌ ! कपाय अग्नि है। श्रूतशील भौर तप जल है। श्र्‌ त-जलघारा 
से अभिसिचित वह अग्नि मुझे नही जलाती है ।”” 


केशीकुमार---तपस्विन्‌ ! यह साहसिक, भीम, दुष्ट, अदव चारो ओर भाग रहा है। 
उस पर चढ़ हुए आप भी उसके द्वारा उन्मरार्ग में कसे नही ले जाए 
गये ?१ 


गौतम--महामुने ! भागते हुए अइव को मैं श्र तरूप-रस्सी से (लगाम) बाँध कर 
रखता हूं, अत. बह उन्मार्ग मे वही जा पाता, सदा सम्मार्ग मे ही प्रवृत्त 
रहता है ।” 


केशीकुमार--यशस्विन्‌ ! आप अदृव किसको कहते हैं।” 


गौतम--“ब्रतिवर ! मन ही दु साहसिक व भीम अइव है। वही चारो ओर भगता 
है । मैं कन्यक अश्व की तरह धर्मे-शिक्षा के द्वारा उसका निग्नह करता 
हु |?! 

केशीकुमार-- मुनिप्रवर ! ससार में ऐसे वहुत से कुमार्ग हैं, जिन पर चलने से जीव 


सन्‍्मार्ग से च्युत हो जाता है। किन्तु आप समन्मार्ग मे चलते हुए उनसे 
विचलित कंसे नही होते हैं ?” 


गौतम---“आयुष्मन्‌ ! जो सन्‍्मार्ग मे गमन करने वाले है व उन्माग॑ मे प्रस्थान करने 
वाले हैं, मैं उन्हे अच्छी तरह जानता हूँ, अत मैं अपने सन्मार्ग से हठता 
नही हूँ ] 93 


१२४ इन्द्रभूति भीतम 


केशीकुमार-- विज्ञववर ! वह सन्‍्मार्ग और उत्मार्ग कौन सा है ?” 
गौतम--मतिमन्‌ ! कुप्रवचन को माननेवाले सभी पाखण्डी उन्मार्ग से चलने वाले 
है । जिन भाषित मार्ग ही सन्मार्ग है । और यह मार्ग निश्चित ही उत्तम 
निराबाध है ।” 
केशीकुमार---“ऋषिवर ! महान्‌ उदक के वेग में वहते हुए प्राणियों के लिए शरण 
और प्रतिष्ठारूप द्वीप आप किसे कहते हैं ?” 
गौतम--श्रीमन्‌ ! एक महाद्वीप है। वह बहुत विस्तृत है। जल के महान वेग की 
वहाँ गति नही है ।” 
केशीकुमा र--प्राज्वर | वह महाद्वीप कौनसा है ? 
गौतसम--जरा-मरण के वेग से डूबते हुए प्राणियों के णिए धमंद्वीप है, प्रतिष्ठारूप है 
ओऔर उत्तम शरण रूप है । 
केशीकुमार--- महाप्रवाह वाले समुद्र मे एक नौका विपरीत दिशा में तीब्रगति से 
भाग रही है। आप उसमे आरूढ हो रहे हैं। फिर पार कैसे जा 
सकेंगे ?” 
गौतम--“जो सच्छिद्र नौका है, वह पारगामी नहीं हो सकती, किन्तु छिद्र रहित नौका 
अवदर्य ही पार पहुंचाने मे समर्थ होती है ।” 
केशीकुमा र----वह नौका कौनसी है ?” 
गौतम-- शरीर नोका है। आत्मा नाविक है। संसार समुद्र है, जिसे महर्षिजत सहज 
ही तर कर पार पहुँचते हैं । 
केशीकुमार--- बहुत सारे प्राणी घोर अन्वकार मे पडे है । इन प्राणियों के लिए लोक 
में उद्योत कौन करता है । 
गौतम---“उदित हुआ सूयों लोक मे सब प्राणियो के लिए उद्योत करता है ।” 
केशीकुमार--- वह सूर्य कौन-सा है ?! 
गौतम--- जिनका ससार (राग-द्वष-मोह) क्षीण हो गया है, ऐसे सर्वज्ञ जिन भास्कर 
का उदय ससार मे हो चुका है। वे ही सारे (वदव में उद्योत करते हैं ।” 


परिसंवाद श्श्फ्‌ 


केशीकुमार--'आप शारीरिक और मानसिक दु.खो से पीडित प्राणियों के लिए क्षेम 
और शिव रूप, वाघा रहित कौनसा स्थान मानते हैं ?' 


प 


वेदना नही है । किन्तु वहाँ आरोहण करना निताच्त दुष्कर है ।' 


गौतम--लोक के अग्न भाग में एक ध्रूव स्थान है, जहाँ जरा, मृत्यु, व्याधि और 


केशीकुमार---'वह कौन सा स्थान है २! 


गौतम- 'महपियों द्वारा प्राप्त वह स्थान निर्वाण, अव्यावाध्य, सिद्धि, लोकाग्र, 
क्षेम, शिव और अनावाघ, इन नामो से विश्व॒त है । मुने | वह स्थान 
शाइवतवास का है, लोक के अग्रभाग में स्थित है और दुरारोह है । 
इसे प्राप्त कर भव परम्परा का अन्त करने वाले मुनिजन चिन्तामुक्त 
हो जाते हैं । 
श्रमण केशीकुमार ने चर्चा का उपसहार करते हुए कहा---“महामुने गौतम | 
आपकी प्रज्ञा उत्तम है। आपने मेरे सशयो का उच्छेद कर दिया है, अत हे सशयातीत ! 
सर्व सूत्र महोदधि के पारगामिन्‌ | आपको नमस्कार है ।” गणधर गौतम को वन्दना 
करके श्रमण केशीकुमार ने अपने वृहत्‌ शिष्य समुदाय सहित उनसे पच महान्नत रूप 
धर्मं को भाव से ग्रहण किया और महावीर के भिक्षु सघ मे सम्मिलित हुए ।? ३ 


उदकपेढाल और गौतम 
|| 


नालन्दा मे लेप नामक घनाढ्य गाथापति रहता था । वह श्रमणोपासक था | 
नालन्दा के ईशानकोण मे उसने एक सुन्दर उदकशाला?* बनवाई थी। उस उदक- 
शाला के निकट ही हस्तियाम नामक उद्यान के आारामागरार मे भगवान गौतम स्वामी 





रेरे. उत्तराष्ययन, २३ व अध्ययन के आधार पर 

३४ प्रो० जेकोवी ने सेक्रेड वुक्स आव दि इस्ट, बाल्यूम्‌ ४५ मे, तथा गोपालदास 
पटेल ने महावीर नो संयम घममं, (हिन्दी) पृ० १२७ मे उदगसाला का अर्थ 
स्तानगृह किया है। जबकि आचायं हेमचन्द्र ने अभिघानचिताम णिभूमि- 
काड, इलोक ६७ मे 'प्रपा' (प्याऊ) अर्थ किया है। यही अर्थ मागधी कोष 
कार शतावबानी १० रत्नचन्द्र जी महाराज ने किया है | अरध मागधी कोष 
भा०२ पृ०२ श्८ 


१२६ इन्द्रभूति गौतम 


ठहरे हुए थे । भगवान पादर्वताथ के शिष्य उदकपेढाल पुत्र नामक निग्नन्थ भी वही 
निकट ठहरे हुए थे। एकबार वे गणधर गौतम के निकट आये और वोले-- 
“आयुष्मन्‌ | कुमार पुत्र नामक श्रमण निग्र न्‍्य तुम्हारी मान्यताओं का प्रत्पण करते 
है, वे हुठ पूवंक गृहपति श्रमणोपास्को को इस प्रकार का नियम दिलवाते है कि 
“मैं समस्त प्राणियों की हिसा का त्याग नहीं कर सकता, किन्तु चलने फिरने वाले 
प्राणियों की हिसा का त्याग करूँगा ।/ परन्तु विश्व के समस्त प्राणी त्रस व स्वावर 
योनियों में चक्र लगाते हैं| त्स योनि से स्थावर में और स्थावर योनि से त्रस में 
अवाघ गति से घूमते रहते हैँ । इस कारण ससार का कोई भी प्राणी न तो मात्र बस 
है, और न मात्र स्थावर ही है , ऐसी स्थिति में उपयुक्त प्रतिज्ञा करने वाला स्थावर 
प्राणियों की हिसा की छूट समझ लेता है और वह उनकी हिंसा करता हैं । और वह 
इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा से च्युत होता है। जो प्राणी वर्तमान में स्वावर हैं, वह 
पूर्व जन्म में चस भी रह चुका है । आयुष्मन्‌ ! इस प्रकार की प्रतिज्ञा दिलाने वाले को 
क्या दोष नही लगता ?” 


गौतम ने समाधान करते हुए कहा--“महाभाग ! आपका यह कहना ठीक 
नही है, क्यो कि यह बिल्कुल अयथार्थ है एव दूसरो को भुलावे में गिराने ज॑सा है । 
संसार के समस्त प्राणों एक योनि से दूसरी योनि मे घूमते रहते हैं, यह ठीक है, 
जो प्राणी इस वक्त त्रस के रूप मे उत्पन्न दिखाई देता है, उसी के सम्बन्ध में यह 
नियम लागू पडता है। आप जिसे इस समय जस रूप उत्पन्न मानते हैं, उसे ही 
हम त्रस कहते है। जिसके च्रस वनने योग्य कम उदय प्राप्त हो, उसे ही तरस 
प्राणी कहा जाता है ।” इसी प्रकार स्थावर प्राणियों के विपय मे भी समझना चाहिए । 
अतएव प्रतिज्ञा भग होने तथा प्रतिज्ञा दिलाने वाले को दोप लगने की बात न्याय- 
सगत नही लगती ।” 


गौतम ने इस स्थिति को अधिक स्पष्ट करते हुए उदाहरण पृव॑क वतलाते 
हुए कहा--“जिस प्रकार किसी व्यक्ति ने यह नियम लिया कि--मैं दीक्षित होकर 
जो साथु वन चुका होगा ऐसे व्यक्ति की हिसा नही करूंगा, परन्तु गृहस्य जीवन में 
रहते हुए व्यक्ति की हिंसा न करने का नियम मुझे नही है। ऐसी स्थिति मे अगर 
कोई साथु वना और कुछ ही समय के पश्चात्‌ अपने आपको साधुता के अनुपयुक्त 
पॉकर गृहस्थ वत गया, अब अगर उपयुक्त नियम लेने वाला व्यक्ति इस गृहस्थ 
वने हुए व्यक्ति की हिंसा करता है, तो उसकी प्रतिज्ञा का भग नही होता । 


परिसवाद १२७ 


इसी प्रकार जिस व्यक्ति ने केवल त्रस प्राणियो की हिंसा का प्रत्याख्यान किया 
हो, उसे इस जन्म में जो प्राणी स्थावर हैं, उनकी हिंसा करने पर भी प्रतिज्ञा भग 
का दोष नही लगता ।* 
एक अन्य प्रश्न करते हुए उदकपेढालपुत्र मे कहा--“भायुष्मन््‌ ! क्‍या ऐसा 
भी कोई समय हो सकता है जिसमे ससार के सब जंगम प्राणी स्थावर के रूप मे 
उत्पन्न हो जावें और फिर जो जग्रम प्राणियो की हिंसा न करना चाहते हो, उन्हें 
इस ब्रत की आवश्यकता ही न रहे, अथवा उनके द्वारा जंग्रम प्राणियों की हिंसा 
न होने की संभावना ही न रहे ? 
गौतम ने प्रन्‍न का समावान करते हुए कहा--'आयुष्मन्‌ ! ऐसा होना 
सम्भव नही, क्योकि सभी प्राणियों की विचारधारा व क्रियापद्धति एक साथ ही 
इतनी होन नही हो सकती है, जिसके कारण सभी स्थावर के रूप मे जन्म लें । प्रत्येक 
समय में पृथक्‌-प्ृथक्‌ शक्ति व पुरुपार्थ करने वाले प्राणी अपने लिए भिन्न भिन्न गति- 
स्थिति त॑यार करते रहते हैं ॥ ज॑ंसे कि कुछ लोग, अपने आप को दीक्षित होने मे 
असमर्थ पाकर पोषध व अरुब्रतो के द्वारा देवता व मनुष्य आदि की शुभगति योग्य 
कर्म उपार्जेन करते हैं। दूसरे कुछ अधिक लालसा वाले परिंग्रही लोग नरक व 
तिरयंच आदि की दुर्गंति के योग्य कर्म उपार्जन करते है। कुछ दीक्षित साधु सत 
लोग उच्चकोटि के देवत्व के योग्य कर्मोपार्जन करते हैं | कुछ तथाकथित नामवारी 
कामास्कत साधु असुर्योनि व घोर पाप कर्म॑ करने वाले अन्य स्थानों की तैयारी करते 
हैं । वहाँ से छूटकर भी वे अन्य, मूक, वधिर अगहीनरूप दुर्गंति के कर्म उपाज॑न 
करते हैँ । इस प्रकार प्रत्येक प्राणी अपने अपने कर्मो के अनुसार विभिन्न गतियाँ 
प्राप्त करता रहता है । तव यह कैसे हो सकता है कि सभी प्राणियो को एक समान 
ही स्थान, व गति मिले। दूसरे जहाँ विविध प्रकार के प्राणी है, वहाँ उनके आयुष्य 
में भी विविधता है। आयुष्य की विविधता का तात्पयं है कि उनकी मृत्यु 
भी शिन्‍त समय में होती है । भिन्न-भिन्न समय मे मृत्यु होने का 
अर्थ है कि ऐसा कभी नही हो सकता कि सभो प्राणी एक ही साथ मुत्यु प्राप्त होकर 
एक समान गति प्राप्त करें, जिसके फलस्वरूप किसी को ब्रत लेने व हिंसा करने 
का प्रसंग ही न आये । 
गौतम के द्वारा तर्क युक्त समाधाव पाकर उदकपेढाल पुत्र का सशय दूर 
हुआ | वह कुछ क्षण किकतंव्यविमृढ सा खडा रहा, फिर विना विनय सत्कार 
किए ही चलने लगा तो गौतम ने उसे गिक्षात्मक वाक्य कहकर विनय घर का 


१२८ इन्द्रभूति गौतम 


उपदेश दिया । गौतम के शिक्षापद सुतकर उदकपेढाल ने क्षमा माँगी गौर भगवान 
महावीर के निकट जाकर पच महान्नत रूप घर्मं स्वीकार किया ।* 


विकास और ह्वास का कारण 
छ 


एक वार राजगृह के ग्रुणशीलक उद्यान मे भगवान्‌ महावीर पधारे। धर्म 
प्रवचन के पण्चात्‌ गणघर गौतम के मन मे जिज्ञासा उत्पन्न हुई । भगवान महावीर के 
निकट आकर पूछा--'भगवन्‌ ! आत्मा का विकास और 'ह्वास किस कारण 


होता है ? 

भगवान ने कहा-- गौतम” | मैं इस तत्व को एक रूपक द्वारा तुम्हे समझाता 
हूँ । ऋष्ण पक्ष की प्रतिपदा का चन्द्रमा अपनी ज्योति, शुश्रता और सीम्यता आदि 
में पूणिमा के चन्द्रमा से हीन होता है | द्वितीया का चन्द्रमा उससे हीनतर होता 
हुआ अमावस्या के दिव हीवतम स्थिति को प्राप्त हो जाता है। उसकी ज्णेत्स्ता, 
काति और भीतलता आदि युणो का आभास तक नही मिलता ।” 


“भन्ते ! यह विल्कुल सत्य है। 


“गौतम ! जो साधक क्षमा, सन्‍्तोष, गुप्ति, सरलता, लघुता--नम्नता, मृद्ुता 
सत्य, तप, ब्रह्मचयं और त्याग--उक्त दस मुनि धर्मों के प्रति उपेक्षा करता है। 
असावधानी वरतता है, उनका यथाविधि पालन नही करता है, वह आत्मा की 
उज्वलता, उच्चता और समता आदि गुणों से कृष्णपक्ष की प्रतिपदा से लेकर 
अमावस्या तक के चन्द्रमा की स्थिति के समान ह्ास की स्थिति मे चलता रहता 
है । उसके बात्मग्रुण हीन से हीनतर होते चले जाते हैं । 


68५५० 


* “पुन शुक्ल पक्ष की प्रतिषदा का चन्द्रमा विकास की ओर 

उध्वंगामी चनता है। उसकी ज्योत्स्ना और कान्ति आदि प्रतिरात्रि विकसित होते 

जाते हैं| प्रतिपदा के चन्द्रमा की तुलना में ट्वितीया का चन्द्रमा अधिक ज्योतिर्मय 

टिता है और इसो क्रम से अन्तत पूणिमा का चन्द्रमा विकास की पूर्ण स्थिति में 
इैव जाता है | वह सव कलाओं से परिपूर्ण हो जाता है ॥” 


के मनन के लज+ बलनजनऋ 


३४. शुष झताग रा: ॥ गौतम के बिक्षा वाक्य देखें स्यण्द ४ निर्भीका शिक्षक में 


परिसंवाद १२९ 


रु “गौतम | इसी प्रकार जो मुमुक्ष श्रमण-धर्म स्वीकार करके क्षमा आदि 
दर धर्मों का आत्मा में विकास करता जाता है, वह आत्मा की उच्च से उच्चतर 
मौर उच्चतम भूमिका को प्राप्त करता चला जाता है ।” 


“आत्मा के विकास और ह्ास का रहस्य जान कर गौतम ने प्रभु को वन्दन 
करते हुए कह--- सत्य है प्रभु आपका कथन ।7५ : 


उत्थान और पतन का रहस्य 


के हि 

एकबार भगवान्र्‌ महावीर राजगृह नगर के ग्रुणशील उद्यान मे विराजमान 
थे | गणघर गौतम भगवान्‌ के पास आए, विनयपुर्वक वद्धाञ्जलि होकर पूछा, 
--भन्ते |! यह आत्मा कभी गुरुत्व (भारीपन) और कभी लघुत्व (हल्कापन) प्राप्त 
करता है, इसका क्‍या रहस्य है ? 


भगवान ने इस शुरु गम्मीर प्रश्न को एक रूपक देकर समझाया--“गौतम ! 
कोई, मनुष्य एक सूखे हुए छिद्र रहित तुम्बे को दर्भ (डाभ) आदि से वेष्टित कर उस- 
| पर मिद्टी का एक लेप करता है और उसे धूप में सुखा देता है । जब वह पहला लेप 
सूक जाता है, तो पुन उसी प्रकार तुम्बे पर दूसरा लेप करता है और उसे भी सुखा 
लेता है । इस ऋ्रम से वह आठ लेप उस तुम्वे पर करता है और सुखा लेता है । 
पश्चात्‌ वह पुरुष उस तुम्बे को किसी गहरे पानी की सतह पर छोड देता है तो क्या 
वह तुम्बा तरेगा या डूब जाएगा ?” 


“भत्ते | वह तो डूब ही जाएगा ।” 


“गौतम । उसी प्रकार यह आत्मा जब हिंसा, असत्य, चौयं, अन्नह्मचयं, कपाय 
आदि असत्‌ प्रदृत्ति रूप पाप कर्म करता है, तो ज्ञानावरण आदि आठ कम रूप पुद्गल 
. का लेप अपने ऊपर लगा लेता है, औौर उसी कर्म रूपी लेप के कारण वह गुरुत्व 
(भारीपन) प्राप्त करके नरक, तिय॑ च गति रूप ससार समुद्र मे डूब जाता है ।” 


“और जव उस तुम्वे पर से दर्भ आदि के वन्धन सडयल कर टूटने लगते हैं, 
मिट्टी के लेप साफ होते जाते हैं, तो वह तुम्वा जलाशय की जमीन की सतदरो८ढर 


/य पुरिसे 
३५. ज्ञाता घर्मकथा १० वपाक्‌ ६।१ 





१३० इन्द्रभूति गौतम 


कुछ ऊपर उठने लगता है | धीरे-धीरे जब समस्त लेप उतर जाते हैं तो तुम्बा अपने 
मूल रूप मे आ जाता है और पानी की ठीक ऊपर की सतह पर स्वतः ही तरने लग 
जाता है ।” 


“इसी प्रकार आत्मा के कर्म जब कुछ क्षीण होते हैं, तो वह ऊपर उठने 
लगता है । जब समस्त कर्म-मल क्षीण हो जाते हैं, तो आत्मा संसार से सवंतोभावेन 
ऊपर उठ आता है, लोकाग्र मे स्थित होकर सिद्ध, बुद्ध, निरंजन, निविकार परमात्मा 
हो जाता है | यही आत्मा का लघुत्व (हल्कापन) है । 


गौतम की जिज्ञासा शान्त हुई । वे श्रद्धावतत होकर कह उठे--भन्ते ! यह 
सत्य कहा आपने ।'* 


हर 


कर्मफल विषयक 


२७39-3८ 43७७3. भ+९७५७५ ७-१ काभभ ७५७७५)» ३५१७५ ३+७७3 ५स कर क०५५५५७ «५०७» ३३७५३७७५७५७७+५ ५५33 +०५०७ ३५७०० मन 3५०५७ ७४७ कम ०५े 39५५3 3अन नया नमन का नानारपाह१ ने 


गणवर गौतम द्वारा स्थान-स्थान पर कर्मंफल-विषयक अर्थात्‌ किसी मनुष्य 
या देव की समूद्धि देखकर अथवा किसी मनुष्य को घोर कष्ट पाता देखकर उसके 
विगत जीवन से सम्बन्धित प्रश्न किये गये है । 


प्रदेशी राजा 
् 
रायपसेणी सूत्र का पूरा ध्रदेशीघ्रकरण गौतम के प्रहन का उत्तर है।” 
सूर्याम देवता जब भगवान महावीर के समवसरण में अपनी विशाल ऋद्धि एवं दंविक 





>-+>्ीता घममकाा ६ 


8४, मसुश्नगीं राजा वे वर्णन फी तुलना के लिए देखे बौद्ध ग्रव-'पयासि राजन्य सुत्त' 
गनिकाय २३) 


परिसंवाद १३१ 


शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन एवं दिव्य नाठक दिखाता है तो, गौतम स्वामी के मन मे 
जिज्ञासा उठती है--इसने पूर्व भव मे ऐसा क्‍या पुण्य किया था, यह कौत था ? इसने 
क्या दान दिया, क्‍या रूखा-सूखा निर्दोष आहार किया, किस प्रकार का तपश्चरण 
किया और किन-किन विद्विष्ट साधना-विधियो की आराघना को ? किस तथारूप 
श्रमण के पास आयेधर्म का श्रवण कर उस पर श्रद्धा प्रतीति एव आचरण किया, 
जिसके प्रभाव से इस प्रकार की विपुल दिव्य देव ऋद्धि प्राप्त की है ?” '“ 


गौतम स्वामी के इसी प्रइन के उत्तर में पूरा रायपसेणी सूत्र का व्यास्यान हो 

जाता है । 
मृगापुत्र 
| 

इसी प्रकार विपाक सूत्र का पूरा वर्णत पूर्व एवं भावी जीवन के दुष्कर्मो 
एवं सत्कर्मों का लेखा जोखा, एवं उनके कठु एव मधुर परिणामों की रोमाचक 
कहानी प्रस्तुत करते हैं । 

मृगापुत्र का वर्णन पीछे किया जा चुका है, उसकी दु खमय वीभत्स अवस्था 
देखकर गौतम स्वामी के मन में वित्क उठता है--“इस पुरुष ने पूर्व जन्म में किस 
प्रकार के घोर, दुष्कर्म किये होगे, जिनके कठु परिणामों को भोगता हुआ यह प्रत्यक्ष 
में ही नरक के सहृश घोर वेदना मनुभव कर रहा है ?”!* 


गौतम स्वामी के इसी वितरक के उत्तर मे भगवान महावीर मृगापूत्र के पूर्व 
जीवन की पाप-पूर्ण लोमहपंक कहानी गौतम के समक्ष उद्घाटित कर देते है । इसी 
प्रकार उज्यित कुमार को जब अपराधी के रूप मे वध्यभूमि की ओर ले जाते देखते 
हैं, तो उनके मन मे करुणा के साथ उसके ऋत्याकृत्य का विमर्श भी होता है, वे भग- 
वान महावीर से उसके कष्ट पाने का कारण पूछते है और भगवान महावीर उसके 


३८. पृव्वभवे के आसी ? किनामए ? किवा दच्चा, किवा भोच्चा, किवा किच्चा, 
किवा समायरित्ता" जेण सूरियाभेण देवेण सा दिव्या देविड्ढी जाव देवाणु 
भावे लड़ी ? “-रायपसेणी ४२ 
३९. अहो ण इमे दारए पुरा पोराणाण दुच्चिण्णाण * 'पच्चक्ख खलु अय पुरिसे 
नरग-पडिरुविय वेयण वेयइ त्ति * ।- ++विपाक ११ 


१३२ इन्द्रभूति गौतम 


दुष्कर्मों के वर्णन सुनाकर--कडाणं कम्माणं वेइयत्ता मोक्‍्खो णत्थि भत्ता ” के 
सिद्धान्त वाक्य की पुष्टि करते हैं । 


सुबाहुकुमार 


दुख विपाक की भाति सुख विपाक में भी दस पुरुषो की जीवन गाथा है। 
सुवाहु कुमार की समृद्धि, सौम्यता, भव्यता आदि उत्कृष्ट मनुष्य ऋद्धि देखकर गौतम 
स्वामी भगवान से पूछते हैं--'भते ! सुवाहुकुमार इतना इष्ट, प्रिय, मनोहर सौम्य, 
सुभग, प्रिय दर्शन लग रहा है, इस प्रकार की उत्तम मनुष्य ऋद्धि इसने प्राप्त की है 
वह किन शुभ कर्मो, उत्कृष्ट तपश््चरणों का फल है ?” इसके उत्तर मे भगवान सुवाहु 
कुमार का पूर्व जीवन दृत्त सुनाते हैं ।*' 


09 09 


लोक विषयक 





लोक एवं जीव 
हि 
गौतम स्वामी ने पूछा--भगवन्‌ । यह लोक कितना वडा है ?” 
भगवान ने कहा-यौतम ! यह लोक बहुत हो बडा है, पूर्व -पश्चिम आदि सभी 
दियाबों में असंस्य कोटा-कीटि योजन लवा चौडा है, इसका विस्तार अपरिमेय है । 


४०. भगवती सूत्र 
४१. विस्तार के लिए देसिए-विपाक सूत्र २। 


परिसंवाद १३३ 


गौतम---भगवन्‌ ! इतने विशाल लोक में ऐसा कोई परमाणु जितना प्रदेश भी 
है, जहाँ यह्‌ जीव उत्पन्न न हुआ हो, भौर न जहाँ मरण प्राप्त किया हो ?” 


भगवान--गौतम ! यह वात यथार्थ नही है । (भगवान ने उदाहरण दिया) 
गौतम ! जिस प्रकार कोई एक पुरुष सौ वकरी रखने के लिए एक वाडा वनाता है । 
और फिर उसमें उतनी सी जगह मे हजार वकरी भर देवे, उसमे खूब पानी, और 
घास चरने की सुविधा हो, अब छ मास तक वे एक हजार वकरियाँ उस वाडे में बंद 
रही तो, क्या यह संभव है कि उस वाडे का एक कोई परमाणु जितना भी प्रदेश उन 
वकरियो के मूत्र, लीडी, सीग, पद-नख आदि के द्वारा अस्पृष्ट रहा हो ? 


गौतम--भगवन्‌ ! नही, ऐसा नहीं हो सकता ! 


भगवान--गौतम ! उस बाडे में एकाधा प्रदेश ऐसा रह भी सकता है, जहाँ 
वकरी की लीडी, मूत्र आदि का स्परशं न हुआ हो, कितु लोक के विषय मे यह नही हो 
सकता । चूंकि लोक शाश्वत है, ससार अनादि है, और जीव नित्य है तथा-कर्म एवं 
जन्म मरण की बहुलता के कारण एक भी ऐसा प्रदेश नही है, जहाँ जीव ने जन्म 
धारण न किया हो, तथा मृत्यु प्राप्त न की हो । 


परसाणु शाश्वत जमशाश्वतत 
है 


गौतम स्वामी ने पूछा---/भगवन्‌ परमाणु शाइवत है या अशाश्वत ?” 
भगवान ने कहा-गौतम ! परमाणु द्रव्य रूप मे शाश्वत है, और पर्याय रूप 
में अशाइवत है 


अस्तित्व नास्तित्व 
छे 


गौतम स्वामी ने पूछा---भगवन्‌ । क्‍या अस्तित्व अस्तित्व मे परिणत होता 
है, और नास्तित्व नास्तित्व मे ?” 


४२. नत्थि केई परमाणु पोग्गल मेत्ते वि पएसे जत्य ण अय जीवे न जाए वा, न 


मए वा वि। --भगवती १२॥७ 
४३. भगवती सूत्र १४४ 


१३४ इन्द्रभूति गौतम 


भगवान---' हाँ गौतम | यह ठीक है ।” 
गौतम---'भगवन्‌ । क्या वह प्रयोग (जीव के उद्यम) से परिणमता है, या 
स्वभाव से ?” 


भगवन्‌--गौतम | प्रयोग से भी परिणमता है और स्वभाव से भी ?*ं 


देवासुर संग्राम 
छछ 
गौतम स्वामी ने पूछा--भगवन्‌ ! क्या देव और असुरो का संग्राम होता है ?” 
भगवान-- हाँ, गौतम । होता है, जब उनमे संग्राम होता है, तब तृण, लकडी 
पत्ता गौर ककर भी, जिस किसी वस्तु को देव स्पर्श करते है तब वह्‌ उनका शस्त्र बन 
जाता है, कितु असुर वुमार के लिए तो उनके विकुबंगा किए हुए शस्त्र मात्र ही 
शस्त्र होते हैं १” 
देवासुर विरोध का कारण 
छ 
गौतम स्वामी ने पूछा--“भगवन्‌ । असुरकुमार सौधमंकल्प देवलोक तक जाते 
है इसका क्‍या कारण है ?” 
भगवान--'गौतस ! उन देवो एवं असुरकुमारों में जन्मना वर (सव- 
प्रत्ययिक बेर) होता है । वे देवो को, देवियो के साथ आनन्द भोगते हुए कष्ट देते हैं 
एवं उनके विव्य रत्नों को घुराकर एकान्त मे कही जाकर छुप जाते है ।”* 


देवो के भेद 
| 


गोतस स्वामी ने भगवान से पूछा--“'भगवन्‌ ! देव कितने प्रकार के 
होते ते है श्र 73 


कब लनलक+-ज-+ ० +« 





डे भगवती १॥३ 
2५. भगवती १८॥७ 
७६. भगवती १८।७छ 


परिसवाद १३५ 


भगवान ने कहा--“गौतम ! देव पाँच प्रकार के कहे गये हैं ।” 


(१) भव्य द्रव्य देव--भविष्य में देव योनि प्राप्त करने वाला 
(२) नरदेव--मनुष्यो मे देव के समान पुज्य । 

(३) धर्मदेव--श्ञास्त्र आदि का उपदेश करने वाला धमंग्रुरु । 
(४) देवाधिदेव--मनुष्य एवं देवों के पूज्य अरिहत । 

(४) भावदेव--देवगति को प्राप्त देवता । 


क्या देवता अलोक में हाथ फंला सकता है ? 


गौतम ने भगवान से पूछा---भन्‍्ते ! क्या महान ऋद्धि वाला देव लोकान्त 
पर खडा होकर अपना हाथ अलोक में फलाने या खीचने मे समर्थ हो सकता है ? 
भगवान ने कहा-- गौतम ऐसा नही हो सकता है ।” 


गौतम-- भच्ते | किस कारण से ऐसा नही हो सकता ?” 


भगवान-- “गौतम | अलोक मे धर्मास्तिकाय का अभाव है, अत वहाँ जीव 
एवं पुदूगल की गति नही हो सकती । पुदूगल आहार रूप मे, शरीर रूप मे, कलेवर 
रूप में तथा श्वासोच्छवास आदि के रूप मे सदा जीव के साथ उपचित (सलग्न) 
रहते हैं, अर्थात्‌ पुदगल स्वभावत जीवानुगामी होते है, जहाँ जिस क्षेत्र मे जीव होता 
है, वही पुदू्गल गति कर सकता है, और इसी प्रकार पुद्गल का आश्रय ग्रहण कर 
जीव गति कर सकता है । अलोक मे दोनो का अभाव होने से वहाँ हाथ आदि का 
सकोच विकास तथा स्पर्श नही किया जा सकता ।” 


नोठ--सूर्य की गति आदि के सम्बन्ध मे सूर्यप्रज्ञप्ति (पाहुड १ सूत्र 
१०) में गौतम के प्र एवं भगवान के उत्तर द्रष्टव्य हैं। इसी प्रकार नरक आदि 
के वर्णन के लिए भगवती सूत्र के अनेक स्थल एव प्रज्ञापना आदि में देखने चाहिए । 


गौतम स्वामी के विविध प्रहइनों का वर्गक्रत रूप 'भगवतीसार” (गोपालदास पठेल) मे 
भी देखा जा सकता है । 





४७. भगवती १२॥९ 
४८, भगवती १६।८ 


१३६ इच्द्रभूति गौतम 


गुड में कितने रस ? 
् 
गौतम ने पूछा--भगवन्‌ | फाणित गुड (गुड की राव), मे मधुर रस है या 
कटु रस ? इसी प्रकार उसमे वर्ण, गन्च और स्पर्श कितने है ” 


भगवान ने कहा---'गौतम | व्यवहार दृष्टि से गुड मे एक मधुर रस कहा 
जाता है, किन्तु निश्चय हृष्टि से उसमे पाच रस, पाच वर्ण, दो गन्ध एवं आठ स्पर्श 
विद्यमान रहते हैं |" 


माता-पिता का अंग 


गौतम ने पूछा--भगवन्‌ ! ( गर्भगत जीव में ) माता के अग कितने 
होते हैं ? 


भगवान ने कहा--' गौतम ! माता के तीन अगर (प्राणि मे) रहते हैं---माँस, 
रक्त और मस्तुलु ग--भेजा । 


गौतम--भगवन्‌ ! पिता के अगर कितने होते हैं ? 


मगवान--गौतम । पिता के भी तीन अग होते हैं--'भस्थि, मज्जा तथा 
केश-दाढी-रोम-नख । 


गौतम--भगवन्‌ ! माता के ये अगर संतान मे कितने काल तक रहते हैं ? 


भगवान--गौतम ! जितने काल तक संतान का शरीर स्थिर रहता है, 
तव तक माता-पिता के अग उसमे रहते हैं ।””० 


४९, भगवती १८।६ 
प्र ०. भगवत्ती १॥७ 


परिसंवाद १३७ 


6 


स्फूट - विषय 





उन्माद 
७ 
भगवान से गौतम ने पूछा--भगवन्‌ ! उन्माद (विवेक हीचता) कितनी 
प्रकार के हैं ? 


भगवान--गौतम । दो प्रकार के हैं । 
(१) यक्षावेश रूप 


(२) मोहावेश रूप (अज्ञान एवं काम के आवेश) 

प्रथम मे--यक्ष आदि के शरीर मे प्रवेश करने पर चेतना का भ्रद्ग हो जाता 
है, विवेक लुप्त हो जाता है। 

दूसरे में--मोह कमे के उदय से मतत्व में तत्व रूप श्रद्धा होती है, विपायादि 
के कटु फल जानकर भी उनका सेवन करता है, और कामावेश के कारण हिताहित 
का भान भूल जाता है ।४ 

उपधि 
७ 

एक वार भगवान महावीर राजगृह में पधारे। वहाँ गौतम स्वामी ने 
भगवान से पूछा--भगवन्‌ ! उपधि (जीवन निर्वाह में उपयोगी साधन) कितने प्रकार 
की हैं? 

भगवात ने कहा--गौतम ! उपधि तीन प्रकार की है। कमेर्ूप उपधि, 
दरीर रूप उपधि तथा वस्त्र पात्र आदि सामग्री रूप उपधि | नेरयिक एवं ऐकेन्द्रिय 


जीवो को प्रथम दो प्रकार की उपधि होती है, बाकी सभी जीवो की तीन प्रकार की 
उपधि होती है ।"* 





५१, भगवती १४।३ 
५२. भगवती १८७ 


१३८ इन्द्रभूति गौतम 


राजगृह कया है ? 
९ 
गौतम ने पूछा--मगवन्‌ !। क्‍या राजगृुह नगर पृथ्वी कहा जाय, जल 
कहा जाय, कूट कहा जाय, शल कहा जाय बथवा अचित्त और मिश्र द्रव्य कहा 
जाय ? 
भगवान--गौतम । इन सब का समुदाय सधात ही राजगृह है ।" 


लवरा समुद्र का पानी 
हु 
भगवान से गौतम ने पूछा---भगवन्‌ | लवण समुद्र का पानी उछालें मारता 
हुआ है, या अश्षुब्ध है ? 
भगवा ने कहा--गौतम । लवण समुद्र उछाल मारते हुए पानी वाला हैँ ।४ 


मेघ स्त्री था पुरुष ” 
छ 
गौतम ने पूछा--“भगवन्‌ | मेघ आत्म ऋद्धि से गति कर ता है या पर 
ऋद्धि से ? है 
भगवान---गौतस । मेघ परऋद्धि (वायु अथवा देव द्वारा प्रेरित होकर) गति 
करता है । वह पर-कर्म, पर-प्रयोग से गतिशील हे 
गौतस--मगवन्‌। मेघ क्‍या स्‍त्री हे, पुरुष है, हाथी, है घोडा है, वह 
कया है ? 
भगवाच--गौतम | वह न स्त्री है, न पुस्ष है, न हाथी है, न घोडा है, वह 
मेघ है ।५५ 
घोड़े का शब्द 
् 


गौतम स्वासी ने पूछा--मगवन्‌ | जब घोड़ा दौडता है तब वह 'खुनखु' 
शब्द क्यो करता है ? 





४३ भगवती ४५९ 
४४. भगवती ६८ 
प्र, भगवती ३४ 


परिसवाद॑ १३९ 


भगवान--गौतम ! जब घोडा दौडता है तव उसके हृदय एवं यक्षत्‌ के 
वीच में 'कर्कट” नामक वायु उत्पन्न होता है, उस वायु के कारण 'खु-खु' शब्द 
उठता है।“ 
जुम्भक देव 
5 
गौतम स्वामी ने पूछा--भगवन्‌ ! जुम्भक देव, जुम्भक (स्वच्छदचारी) क्यो 
कहलाते हैं ? 
भगवान--गौतम । उनका स्वभाव हमेझञ्ञा प्रमोदयुक्त होता है, वे अत्यत 
क्रीडाशील, आनंदी, कदर्प---रतिप्रिय, एवं तीन काम स्वभाव वाले होने के कारण वे 
जूम्भक (स्वच्छदचारी) कहलाते हैं ।४० 
तीर्थ श्रौर तीर्थ कर 
् 
गौतम स्वामी ने पूछा--भगवन्‌ । तीर्थ को तीर्थ कहा जाता है या तीर्थंकर 
को तीर्थ ? 
भगवान--गौतम । अहंत्‌ तो अवश्य ही तीर्थंकर हैं, परन्तु चार प्रकार का 
श्रमण प्रवान संघ--साधु, साध्वी, श्रावक श्राविका रूप यह तीर्थ है ।४“ 


दर्शन कितने ? 
् 
गौतम स्वामी--भगवन््‌ | समवसरण (दर्शान-मत) कितने हैं ? 


भगवान--गौतम |! समवसरण (मत-दर्शन) चार हैं--क्रियावादी, अक्रियावादी 
अज्ञानवादी और विनयवादी ।४ 


५६, भगवती १०॥३ 
प्७. भगवती १४८ 
८, भगवती २०९ 


५९. विशेष विवरण के लिए देखें--सूच्र कृताग १।१२। आचाराग १॥१। भगवती 
३०१ आदि | 


परिशिष्ट 


#प्रयुक्त ग्रन्थ सूची 
७गशाधरो का लेखा 
#गौतम रास 


७ महावीर स्वामी का चौढालिया 


“इन्द्रभूति गौतम में प्रयुक्त ग्रन्थ सूची 


अन्तगडसूत्र 
अन्रिस्मृति 
अर्धभागधी कोष (पं० रत्नचन्द्र जी म०) 
अनुयोगद्वार सूत्र 
अनुत्तरोपपातिक सूत्र 
अभिवान चिन्तामणि कोश 
अभिधानराजेन्द्र कोश 
आचाराग सूत्र 
आगम और त्रिपिवक एक मनुशीलन 
(मुनि नगराज जी डी० लिट ०) 

आगम युग का जैन दर्शन 

(श्री दलसुख मालवणिया) 
माप्टेजू सस्क्ृत-इग्लिश डिक्शनरी 
आत्मसिद्धि ज्ञासत्र (श्रीमदु राजचन्द्र) 
मावश्यक चूणि 
आवश्यक नियुक्ति 
आवश्यक सूत्र (हारिभद्रीय) 
उत्तराध्ययन सूत्र 
उत्तराध्ययन्न नियु क्ति 
उत्तराब्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन 

(मुनि नथमल जी) 
उत्तरपुराण (गुणभद्र) 
उपदेशपद टीका 


उपासकदशाग सूत्र 
ऋणगूवेद 
ओधघनियु क्ति 
हे * --(माष्य) 

ओपपातिक सूत्र 
कंठ उपनिषद्‌ 
कल्पसूत्र 

». ऊैल्पलता 

»  कैंल्पार्थ प्रवोधिनी 

» सुवोधिका टीका 
करमंग्रन्थ 
कषाय पाहुड (टीका) 
कौपितकी उपनिषद्‌ 
गणघरवाद 
गौतमधमं सूत्र 
ज्ञाता घर्मं कथा सूत्र 
चार्वाक दंत (पड़दर्शन) 
छादोग्य उपनिषद्‌ 
जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति 
जन आगम साहित्य भे भारतीय समाज 

(डा० जगदीशचब्द ) 

डिक्शनरी आवब पलि प्रोपर नेम्स 
त्रिपष्टिशलाका पुरुष चरितम्‌ 


१४४ 


तीर्थकर महावीर 
--(विजयेद्धसूरि) 

त॑त्तिरीय सहिता 
तैत्तिरीय ब्राह्मण 
दर्जन का प्रयोजन (डा० भगवान दास) 
दर्शन रत््त रत्नाकर 
दशवेकालिक सूत्र 

» “चियुक्ति 
दीघ निकाय 
नन्‍्दी सूत्र 
नियमसार , 
निरआवलिया सूत्र 
निरुक्त 
निशीथनचूणि 
पिद्यापा8 ० ००स्‍5इश४०076५ 
स्ा00 ?एशरा050१7ए. 
न्याममजरी 
त्यायवातिक 
त्यायसूच्र 
पचास्तिकाय 
प्रज्ञापना सूत्र 
प्रवचनसारोद्धार 
वुद्ध चरित 
ब्रह्मविन्दु उपनिपद्‌ 
ब्रह्मजाल सत्त 
ब्रह्मसूत्र (गाकर भाष्य) 
टृहंदुकल्प सूत्र 
वृहदारण्यक उपनिपद्‌ 
वृहदारण्यक (भाष्य वारतिक) 
वृहदारण्यक उपनिपद्‌ (जाकर भाष्य) 


ग655 ॥8 


इन्द्रभूति गौतम 


भगवती सूत्र (पं० वेचरदास जी) 
भगवत्ती सार (गोपालदास पटेल) 
भगवान पाश्व एक समीक्षात्मक अव्ययन 
(दिवेन्द्र मुनि शास्त्री) 
भारतवर्ष का सामाजिक इतिहास 
--+डा० वी० सी ० पाण्डे 
भारतवर्पोय प्राचीन चरित्र कोश 
मज्मिमनिकाय 
मनुस्मृति 
महाप्रत्याख्यान 
महाभारत 
महावीर चरिय॑--ग्रुणचन्द्र 
है “-नेमिचन्द्र 
माण्डक्य उपनिपद्‌ 
मीमासा सूत्र 
मुण्डक उपनिषद्‌ (जाकर भाष्य) 
मंत्रायणी उपनिषद्‌ 
मंच्युपनिषद्‌ 
यजुर्वेद 
रायपसेणीसूत्र 
वाशिष्टधर्मंसूत्र 
विनयपिटक 
विपाक सूत्र 
विष्णु पुराण 
विशेषावश्यक भाष्य 
वंदिक कोश 
वशेषिक सूत्र 


(सूर्यंकान्त) 


शतपथ ब्राह्मण 


पट्खडागम (घवबला) 


परिसंवाद 

सन्मतितक (सिद्धसेन) 
समयसार 
समवायांगसूत्र 

संयुत्त निकाय 

स्थानांग सूत्र 

साख्य कारिका 


श्र 


सृत्त निपात 

सूर्य प्रशप्ति सूत्र 

सूत्रकृतांग सूत्र 

स्मृति चन्द्रिका 
सौभाग्यपंचम्यादि पर्वेकथा संग्रह 
श्वेताववतरोपनिषद्‌ 


भी गौतम रास 


दोहा 
गुण गाऊं गौतम तणा, लब्वितणां भण्डार । 
बडा शिष्य भगवन्तना, जाने सहु संसार ॥ 
प्रति वुभया प्रभु जी कने, गणवर गोतम स्वाम । 
संजम पाली सिद्ध हुआ, लीजे नितग्रति नाम ॥ 


ढाल 

तीरथनाथ. त्रिभुवन॒  धणी, 

प्रभु शासणना सिरदार । 
भक्ति किया भगवन्त नी, 

जाके वाछित फल दातार । 
सुमरुया होय सकल सुखकार जी, 

नित बरते जय जयकार जी । 
प्रभु पहुँच्या मुक्ति मंझार जी, 

प्रभु थाप्या तीरथ-चार जी ॥ 
चारो सध माहि सिरदार जी, 

गौतम नाम बडा गणधार जी॥ 
जाने होज्यों म्हारो नमस्कार जी, 

हिवडा बीच बार हजार जी। 

श्री गौतम स्वामी में गुण घणा"***“* 


शी गौतम रास 


सोलमा सोना - सारखा जी, 
अति सुन्दर वर्ण गरीर। 
कचन कसौटी- चढ्ावियो, 
भगवती मे कह्यो महावीर जी । 
जाने दीठा हित हीर जो, 
स्वामी सायर जिम गम्भीर जी । 
वबली खम दम संजम धीर जी, 
जांरी वाणी मीठी खांड खीर जी । 
मीठी क्षीर समुद्र ज्यू' नीर जी, 
छह काय जीवारा पीर जी । 
हुआ वीर तणा वजीर जी, 


श्री गौतम स्वामी मे गण घणा******** 


गौरा ने घणा फूटरा जी, 
कचन . -कोमल गात | 

देही जारी दिपु दिपु. करे, 
देवता पिण-कितरिक बात जी । 

रोग - रहित काया सात हाथ जी, 
घणा रहद्या गुरा जी रे साथ जी | 

सेवा कीधी दिन ने रात जी, 
” पूछा कीघी जोडी दोनो हाथ जी । 

जारी कहूँ कठालय बात . जी, 
जारे वीर दियो माथे हाथ जी । 

हुआ तीन भुवनरा ताथ जी, 


श्री गौतम स्वामी मे गुण घणा ** “* 


प्रथण संघघण सठाण सु जी, 

गुण. गहिरा भरपूर । 
ब्रह्मचर्य में वस॒ रघद्या, 

बलि तपस्था घोर करूर जी । 


१४७ 


इन्द्रभुति गौतम (परिलिष्ट 


कायर कापी जाबे दूर जी, 

दीपे तपस्या में अतिशूर जी। 
भागे कर्म किया चकचूर जी, 

जांरो चोखों घणो छनुृर जी। 
जारो भजन किया दुख दूर जी, 

म्हारी वन्दना उगंते सूर जी । 

श्री गौतम स्वामी मे गुण घणा"”"* 


अभिग्रह कीघो आकरो जी, 
सूत्र भगवती रे माय जी । 
चार ज्ञान चवदे पृव॑ धणी, 
वलि तेजु लेश्या पिण्ड माय जी । 
दपटी राखी छे मन मांय जी, 
दीनो ध्यानसु' चित्त लगाय जीप 
उकड़ू बेठा श्लीस नमाय जी, 
जांरी करणी मे कमीय न कांय जी । 
जारो भजन किया सुख पाय जी, 


श्री गौतम स्वामी में गुण घणा"**** 


हा जद कीघी घणी जी, 
आणी सन आनन्द जी। 

श्रद्धा में संशय नहीं उपनो, 
उपनो केवल उछरंग जी। 

वादे श्री वीर जिनन्द जी, 


पूछिया देश प्रदेशनास्कन्ध जो । 
अनन्त ज्ञानी त्रिशलाना नन्‍्द जी, 


सूत्र मेल दिया सघो-संघ जी । 
जाने सेवे सुर नर बृन्द जी, 

तारा बीच बिराजे चन्द जी। 

श्री गौतम स्वामी में गुण घणा'"**“* 


सूत्र भगवती में पूछिया जी, 
"प्रई्त छत्तीस हजार | 
अंग उपाग में पृछिया जी, 
'पूछा कीघी 'पहले पार जी। 
तीरथनाथ “किया निस्तार जी। 
गौतम लियां हिरदा में धार जी । 
“जारी “बुद्धि रो नही छ पार जी, 
स्वामी ज्ञान तणां भण्डार जी । 
भणां जीवा पं कियो उपकार जी, 
उण पुरुषारी जाऊ बलिहार जी। 


श्री गौतम स्वामी मे गुण घणा*****१* 


एक दिन गौतम मन चिंतवे जी, 

म॑ने क्यों त उपजे केवलज्ञान | 
खेद पाम्या प्रमु॒ देखने, 

बुलाया श्रीव्धभान जी । 
मन वाछित देवे दान जी, 

गौतम सन्मुख उभा आन जी। 
वीर 'दियो आदर ' सनन्‍्मान जी, 

गौतम ग्रुण-रत्वा री खान जी 4 
चित्त - निर्मल राखों ध्यान जी, 

तजो मोह मत्सर अभिमान जी । 
छह काया ने दो अमय-दान जी, 


श्री गौतम स्वामी मे गुण घणा "****** 


थांरे ने म्हरि ग्रोयमा रे, 

'. धणा कालनी अत । 

आंगे ही आंपाँ भेला रघ्मा, 
बलि लोहंड बड़ाई नी रीत जी । 


4५० 


इन्द्रभूति गौतम (परिशिष्ट) 


मोह कर्म ने लीजो थे जीत जी, - 
केवल आडी आई छ भीत जी । 
थे तो शिष्य -वडा सुविनीत ,जी, 
थे तो राख जो रूडी रीत जी । 


थे तो पालजों पूरी प्रीत जी, “- 


राखी मोक्ष जावण रो चित्त जी । 


श्री गौतम स्वामी 5 ६ गुण घणा ७०३७७ ७७३७७ 


अब के अणी भव -आंतरे, 

आपा . दोनू' बरावर होय। 
अजर अमर सुख सासता, 

जठे जन्म' मरेण नहीं होय जी । 
भूख तृपो न लागे कोय जी, 

गुरु मोटा मिलिया मोय जी। 
म्हारे कमी रही नहीं कोय जी, 

वीर ने सामा रह्मा छे जोय जी । 
दीठा हषित हिवडो होय जी, _ 

मोहनी कम ने दीघो खोय जी। 


श्री गौतम स्वामी मे गुणघणा 


वीर वचन प्रभु सांभली जी, 
कीघो. कर्मासु ''जंग । 
करणी  कीची 'निर्मली, 
शिष्य वीर त्णा सुविनीत जीव 
हुआ ब्राह्मण ? केरा पूत्र जी, 
छोडी नातीला सु प्रीत जी । 
जारे वीर वचन आया चित्त जी, 
'-तज दीनी खोटी शीत जी। 
जारे आई, साची प्रीत जी, 
जोडी जुगत मुक्ति सु' श्रीतः जी । 


श्री गौतम रास 


7१५१ 


तपसी “मोटा: काकडा भूत- जी, »* 
: प्रभु गया? जम्गरो जीत जी। 
घमं ध्ययनी जीवारसः मीत जी, 5 
“ जश्री गौतम स्वामी में गुण"घणा """* 


ज्ञान, , दे्शन, चार्त्रि भणी जीूु 
- पॉल्ले निरि अतिचार । 
वेले ,बेले पारणा /“अभु,  :, 
जीत्या “ राग ने! रीस जी। 
जारी ,.करणी विसवावबीर्स ; जी, 
जारो- भजन पक्रेयो निशद्रिस जी । 
पूरो मननी सकल जग्रीस ,जी, 
* “जाने नमाऊं। म्हारोःशीस जी। 
श्री गौतेम स्वामी में गुण घणा*? *** 


स्व-मुख वीर वखाणिया जी 
' गौतम ने ४ तिण बार । 
चर्चावादी -तु--.. :भतिघ्नणो, 
, ; हेतु युक्ति अनेक प्रकार जी । 
पाखण्डिया रो.,ज़ीतृण हार जी, - - 
, ४, ज़ीजा साधु सहू;थादी लार जी। 
साभली हित़डो हु अपार जी, 
। तीरथनाथ- निकाज़ दियो तार जी । 
श्री गौतम-स्वामी मेण ,घणा *४ "* 
संसार समुद्र “जाने है. 
मोह कम ' कियो छार । 
अनित्यं * भावनों  ' श्भायनें, 
पायो केवल दर्शन सार जी। 
गौतम स्वामी बडा गणघार जी, 
आप तिर्‌या घणा दिया तार जी । 


४२ 


इन्द्रभूति गौतम (पर्रिशिष्टे) 


जाने जन्दताः वारम्बार “जी, 
जारो तवाम लिया निस्तार जी । 
जपता हीवे चसखेतो' पार जी, 


ञ्रीः गौतम, श्वामी' भेः ग़्षः चणा******* * 


कातिक. वद्री अमावस्या, छी, 
मुक्ति. ग्रया वर्धभान ॥ 

गौतम स्वामी ते ऊपनो तब, 

,. निर्मल। . केवलज्ञात्त जी। 

धर्म द्वीपायो 'नग्गर पुर ठाम ज़ी, 

.. सिद्ध कीधा आतमंकाम जी।] 

पाया सुख ःअक्षय अभिरामः जी, . 
स्त्रामी; 'पहुँचाःशिवपुर नठाम्र जी । 


“चारम्वार करूँ गुणग्राम , जी, 


धन-धन श्री गौतम स्वाम जी॥ 


पूज्य जयमल जो परसाद से जी, 
कीघो. 'ज्ञान अभ्यास ॥ 
संचत अठारें चौतीस मे 
नवमी सुदि भादवा मास जी ॥ 
गौतम जी ते कीघो रास 'जी, 
सुणज्यो “संहु- चित्त उल्लास जी 
पावो नितगनक सील 4वेलास “जी, 
दाहर ओीक़ानेर चौमास जी -। 
ऋषि रा्यचन्द्र कियो प्रकास जी, 


ढाल--१ 


'महावीर स्वामी का चौढदालिया 


सिद्धार्थ कुलमां-जी उपन्या, 'त्रिशला दे थांरी मात जी । 
वर्षीदान ज देई करी, संघप्रम लीनो जगन्नाथ जी।॥। 
५ ' थे मन मोह्यो महावीर जी'****** 


थें मन मोह्यो महावीर जी, थांरी'कंचन वर्णीकाय जी । 


'नयन न घापे जी निरखताँ, दीठा आवो छो दाय जी ॥थें०॥ 


आप अकेला “संयम आदर्यो, ऊपन्‍यो चौथे ज्ञान जी। 
उत्कृष्टयो तप थें आदर्यो, धरता निर्मल 'ध्यान जी ॥थें०॥ 
उम्रविहार थें आदर्यो, कई यवासा रह्या वनवास जी । 
कई वासा बस्ती में रह्या, रह्मा एकण ठामे चौमास जी ॥थें०॥ 
प्रभु पहली चौमासो थें कियो, अस्थिगाँव मझार जी । 
दूजो वाणीज ग्राँव में, पंच स्पा सुखकार जी ॥थें०॥। 
पाँच पृष्ठचम्पा किया, 'विश्ञाला नंगरी में तीन जी | 
राजगूृही में चवदे किया, नालन्देपाड़े लवलीन जी ववथें॥ 
छ चोमासा मिथिला किया,-भद्विका नगरी माँ दोय जी । 
एक कर्यो रे आलम्भिया, सार्वोत्थ नगरी 'एक होय जी ॥थें०॥ 
एक अनारज देश में, अपापा नगरी एक जाण जी | 
एक कर्यो पावापुरी, जठे प्रभु पहौंच्या निर्वाण जी ॥थें०॥॥ 


१५४ इन्द्रभूति गौतम (परिशिष्ट) 


हस्तीपाल राजा इम विनवे, हुँ तुम चरणा रो दास जी । 
एक शाला म्हारें सूझती, आप करो चौमास जी ॥थें०॥। 
चालीस चौमासा शहर मे, दाख्या दश नगरी ना नाम जी 
एक अनारज देश में, एक चौमासो वलीगाम जी ॥थें०॥ 


प्रभु गाम नगर पुर विचरिया, भव्य जीवा रे भाग जी । 

मार्ग बतायो मोक्ष को, कियो उपकार अथाग जी ॥थें०॥॥ 
'स्ाढा बारह बरसाँ लेंगे।' ऊपर *आंधो मास जी। 

छद्‌ मस्थ रह्या प्रभु एटला, पछे केवल ज्ञान प्रकाश जी ॥।थें०॥ 
वर्ष वर्यालीस पालियो, संयम साहस घीर जी । 

तीस वर्ष घर माँ रह्या, मीक्षदायक महावीर जी ॥थें०॥ 
पावापुरी मे पघारिया, नरनारी हुआ हुल्लास जी। «7 
ऋषिरायचन्द! इम विनवे, हूँ आययो प्रभुजी ने पास जी ॥थें०॥ 
संवत्‌ अठारे गुण चालीस मे, नागौर शहर चौमास जी । 

पूज्य जैमल जी के प्रसाद थी, मैं ए करी अरदास जी ॥थे ०॥। 


गा > 


ढाल--२ राग--काची कलियों 


शासननायक वीर जिनतन्द, तीरथनाथ जाणें पुनमचन्द । 
चरणे लागे ज्यारे चौसठ इन्द्र, सेवा करे ज्यरी सुरतर -चृत्द ॥। 
थें अब को चौमासो स्वामी जी अठे करो जी, गठे करो ३ जी । 

चरम चौमास़ो स्वामी जी अठे करोजी “**'”* 


हस्तिपाल राजा विनवे कर जोड, 
पूरो प्रभुजी म्हारा मनडारी कोड । 
छीश नमाय -ऊभो जोडी जी-हाथ, - , 
कृरुणासागर वाजो कृषा जी नाथः ॥थें०।॥ 
रायनी राणी विनव॑-# राजलोक, 
पुण्य जोगे मिल्‍्यो- सेवानो संजोग |  -- 
मन वाछित सहु मिलिया जी काज़, .. 
थें दयाकरी सामु -जोवो जित्राज ॥थें०॥। 


महावीर स्वामी क्रा. न्ौढालिया प्‌ 


श्रावक शआविका कई नरेनारः - 
मिली वितती करे वारम्वार ।' 
पावापुरी , मे पषार्या वीतराग, _ 
प्रगटी पुण्याई म्हाँरा मोटा जी'भाग ॥थें०।॥। 


वली हस्तिपाल राजा विनवे भूपाल, - ..,-८ 
थें छो प्रभुजी म्हारे दीन दयाल। 
सुझती म्हारे छे म्रोटी जी शाल,.. 
लाग रह्मो प्रभु वर्षा जी, काल-॥थ०॥। 


मानी विनती प्रभु रह्माजी चौमास हि 
पावापुरी मां हवो हंप॑ उल्लास। 
गौतम गणवर प्रुंराजी- रे पास 
निशदिन ज्ञान रो करें जी अम्यार्स ।रथें०॥ 


+-++ ०5 


साधु अनेक रह्मा कर जोड' 
सेवा करे सदा होडा जी होड। 
चवदे हजार चेला रत्नारी माल, 
दीक्षा लीधी छीडी माया जंजाल रथेंगा 
वडी चेली चन्दनवाला जी जाण, ; 
हुई कु वारी महासती चतुर सुजाण । 
मोत्याँ नी माला छत्तीस हजार 
--' सगली मे बडी साध्वी सर्रदार ।थिेंगं। ' 


चारो हीन संघ - नित्य सेवा -करे, _ 
प्रभु जी ने देखी देखी अँख्या ठरे। 
नवमल्ली , ने नवलच्छी,-जी. राय, 
४ ज्यारें दर्शनरी छे चित्त' मे चतय ॥थें०।: 
लाख वत्तीस विमान, क्रो; राय, ,. ५ + 5, 
आया पावापुरी मे प्रभु क़ने चलाय । पर 
दो सहस्न वर्षासे पडसी भस्मी जी काल,.- * -८ 
- एक पल. ज्ाउखोः आाघो दीजो जी टाल ॥वें०। 


दशर - इन्द्रभूति गौतम (यरिशिप्ट) 


वलता भाखे श्री वीर जिनन्द, 
इण बातां रो तही मिले ज़ी सम्बन्ध । 
हुई नही होवे नही होसी नही बात, 
'आऊखो नी बंधे एक समय तिलेंमात ॥।थें०।। 


संघ सघला रे हुई रंग री रली, 
पुण्य योगे प्रभुजी री सेवा भली। 
“ऋषि रायच॑त्द! -विन॑वे जोडी हाथ, 
“थे करुणा सागर वाजो कृपाजी नाथ ॥ये०॥। 


नागौर शहर, में क्ियो जी चौमास, 
दिज्यो -प्रभुजी म्हाने मुक्ति नो वास । 
, हैं सेवक तुम साहिब स्वाम, 
अवर देवांसु म्हारे नही कोई काम ॥थें ० 


दाल--३ 


शासन कायक -श्री >महावींर, 
तीरथनाथ तरिसुवन खणी । 
पावाएरी में कियो चरम चौमास, 
हुई मोक्षदायक री महिसा घणी ।। 


गौतम ने मेल पदियो -महावीर, देवशर्मा प्रतिबोधवा ।॥टेर।। 


* उत्तराधष्ययन रा अध्ययन छत्तीस, 
कांतिक वदी अमावस्यथे कह्ाँ। 
'एक सौ ने बली दश अध्ययन, 
सूत्र विषाक तणा लक्षा वागौण॥। 

पोसा कीषा श्रीवीर जी रे पासे, 

देश  अठारानों राजीया । 

नव मल्ल्री ने नवलच्छो जी राय, 

शीर ना भगता जी बाजीया शेगौ०णा। 


मह्वीर स्वामी का चौढालिया १५७७ 


प्रभु शासन' ना सिरदार, 
सर्व संघ ने सन्‍्तोष में । 
सोले प्रेहद लग देशना दीघे, 
पछे ' वीर विराज्या मोक्ष मे ॥गौथा 


तीन वर्ष 'ने साढा आठ मास, 
चौथा आरा “नां बाकी रह्या। 
दिन दोय तणो संथार, 
मौन रही मुगते गयो ॥गौ०॥ 


इन्द्र आव्या जी चित्त उदास, 
देव- देवी ना साथ में। 
जाणे जगमग लग रही ज्योत, 
अमावस्या नी रात में ॥गौं5॥ 
मुगति. पहोंच्या' एकाएक, 
'सात से हुआ ज्यारे केवली। 
चवदह सौ साध्वियाँ हुई सिद्ध, 
हैं सहुँ ने वंदू मन रली ॥गौ०।॥ 
रह्मया तीस वर्ष 'घर माय, 
वर्ष बैंयालीसे संयम पार्लियों । 
प्रमु:.. जगतारणा जगदीश, 
दयामाग्गे - उजवालियो ॥गौ ०॥ 
होजी देव; देवी ने वली इन्द्र, 
निर्वाण तणो महोत्सव कियो । 
अरिहंत नो पडियो वियोग, 
' सुर ,नर नो भरियो हियो ॥गी।॥ 


साधु साध्वी करता शोक, 
श्रावक श्राविका पण घणा । 
* भरत क्षेत्र मा पडियो वियोंग, 
आज पछी अरिहंत तगों ॥गौ०॥ 


१५८ - इन्द्रभूति गौतम (परिदिष्ट) 


पंछी बठा- सुधर्मा स्वामी प्राट, 
चारो ही संघ चरण सेवता। 
ज्यारी पालता अखष्डित आण, -_ 
सेवा -करे देवी ने. देवता ॥ग्रौ०॥। 


मुगते पहोच्या श्री- महावीर, 

प्रभु सुख पाम्या :छें शाइवता। - 
'ऋषिरायचन्द! कहे. एम, 
सहारे अरिहंत वचन की आसता ॥गौ ०॥- 


>क _ 


ढाल--४ राग---चढो-चढो लाड़ा वार स लावो 


बन 


गुराजी थे मने गोडे न राख्यो, मुगति जावण रो नाम न दाख्यों ॥टेर॥ 


श्री महावीर पहोच्या निर्वाणी । 

गौतम स्वामी ए वात्त ज॑ जाणी ॥ग्रु०॥ 
हूँ सगला पहेला हुवी थारो चेलों । ४ 

इण अवसर आघधो- किम मेल्यो ॥गु०॥ 
प्रभु तुम चरणे म्हारो चित्त लागो। 

आप पहुँता निर्वाण मने मेल दियो आगो ॥।ग्रु०॥॥ 
मने आपरा दर्शन लागता प्यारो। 

आप पहोच्या निर्वाण सने मेल दियो न्‍्यारो ॥गु॥ 
आप तो मुझ स्‌ अन्तर राख्यो। 

पिण मैं म्हारा मन रो- दर्द न दाख्यो ॥गुं०।। 
हैं आाडो माँडी नहीं झालतो पल्‍लो। 

पण श्ावास काम किंयो तुम भल्‍ल्लो ॥ग्रु०॥। 
हैं तुमने अन्तराय न देतो। 

मुगती मे जागा व्हेची नहीं लेतों ॥गु०॥ 
हैं संकडाई न करतो . काई। 

वाप साथे हूँ मोक्ष में बाई ।॥गु०॥ 


अहावीर स्वामी का चौढालिया १५९ 


अब हूँ पूछा करसु' किण आगे। 

प्रभु म्हारों मनन एक थाँसु ही लागे ॥ग्रु०॥ 
म्हारो साँसों कहो: कुण ठाले। 

आप विना पाखण्डी ना मद कुण ग्राले ॥ग्रु०॥ 
हुँता चौदे पूरव ने चौनाणी। 

पिण मोहनीय कर्म लपेट्यों “ आणी ॥ग्रु०॥ 
ऐसो ग्रौत्मम' स्वामी कियो बविलापात | * 

ए मोहनी - कर्म ,नी अचरज वात ॥ग्रु०॥ 
हेवे मोहनीय » कमे॑ दूरे टाली। 

गौतम स्वामी ए सुरती संभाली ।गु०।। 


राग---वीतराग राग द्वेप ने जीत्या ।॥टेरा। 


वीतराग राग द्वष ने जीत्या । 

म्हाररा चित्त माँ आई गई चिन्ता ॥वी०॥। 
तिण बेला निर्मल ध्यान ज॑ घ्यायों । 

केवल ज्ञान गौतम स्वामी पायो ॥वी०॥ 
वारावपष॑ रह्या केवलज्ञानी ! 

ठात ज्याँसु कोई नहीं रही छानी ॥वी॥। 
गौतम पण कियो मुक्ति में वासों। 

संसार नो सर्व॑ देखे तमासो ॥वी०॥॥ 
जणी राते मुक्ति गया वद्धमान। 

इन्द्रभूति ने उपन्यो केवलज्ञान ॥।वी।। 
तिथ दिन थी ए वाजी दिवाली । 

म्होटो दिन ए मंगल माली ॥|वी०॥ 
रात दिवाली नो शियल थें पालो। 

बली रात्रि भोजन नो कर दो टालो ॥वी०॥ 
ऋषि रायचन्द' कहे सुणो हो सुज्ञानी । 

दया रूप दिवाली थे लेज्यो मानी ॥वी०॥ 


१६० 


इन्द्रभूति गौतम (परिशिष्ट) 


कलश+--- 
श्री शासन नायक, मुक्ति दायक, 
दया मार्ग उजवालियो ॥ 
श्री गौतम स्वामी, मुक्तिगामी, 
कियो चित्त वललभ चोढालियो ॥ , 
संवत्‌ू अठारे, ग्रण. चालीसे ' 
नागौर चौमात्नो निर्मल मने।' 
पूज्य जेंमल* जी! अश्रसादे, 
पूर्ण किय्नो दिवाली रे दिने।॥॥ 


